कबीर का रहस्यवादू 


[ कबीर के दार्शनिक विचारों का गंभीर विवेचन |] 


डा० रामकुमार वर्मा 





-खलीत्य अआवन /लिप्मिलेल 
उ्लाहाबाद 


आठवीं आ्रश्वति : सन्‌ १६५४४ ई ० 


“(५2 4३ 


साढ़े तीन रुपये 


/_9 - ४ 
( 


मुद्रक : रामआसरे कक्‍्कड 
हिन्दी साहित्य ग्रेस, इलाहाबाद 


श्रीमान डाक्टर ताराचन्द 
एम्‌० ए०, डी० फिलृ० (आक्सन) 
की सेवा में सादर 


समर्पित 


रामकुमार 





चौ + ८ 
थे संस्करण की भूमिका 
मुझे प्रसन्नता है कि इस पुस्तक ने कच्चीर की कविता और उसके 
इणष्टिकोण के संबन्ध में बहुत सी श्रांतियाँ दूर की हैं | अब यह पुस्तक 
नये संस्करण में विद्वानों की सेवा में जा रही है | 


हिन्दी विभाग रामकुमार व्मो 
२४-१०-४१ 


[का 


रहस्यवाद आत्मा की उस अंतहिंत प्रद्ृतति का एरकाशन है 
जिसमें वह दिव्य ओर अलौकिक शक्ति से अपना शांत 
ओर निश्छुल सम्बन्ध जोड़ना चाहता है और यह 
सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों 
में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता | 


त्ते 
से 


विषय-सची 


परिचय डी 
“रहस्ववाद पक का 
“आध्यात्मिक विवाह ५०० आन 
“आनंद हि 
गुरू. « कि 
हठयोग रैली शिस 
'सूफ़ीमत और कबीर +- पा 
अनंत संवोग ( अवशेष ) **० हद 
'परिशिष्ट 
(क) रहस्यवाद से संबंध रखने वाले कबीर के कुछ चुने 
हुए पद आल **« 


(ख) कबीर का जीवन दृत्त 

(ग) हृठ्योग श्रौर सफ़ीमत में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट 
शब्दों के अर्थ... जब पी 

(घ) हंसफृप 


कबीर का रहस्यवाद 


कहत कबीर यहु अकथ कथा है, 
कहता कही न जाई। 
“कबीर 
कर के समालोचकों ने अभी तक कबीर के शब्दों को तानपूरे पर गाने 
की चीज ही समझ रक्‍खा है पर यदि वास्तव में देखा जाय तो 
कबीर का विश्लेषण बहुत कठिन है। वह इतना यूढ और गंभीर है कि 
उसकी शक्ति का परिचय पाना एक प्रश्न हो जाता है। साधारण 
समभने वालों की बुद्धि के लिए वह उतना ही अग्राह्म है जितना कि 
शिशुओं के लिए. मांसाहार | ऐसी स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला कलाकार किसी 
साहित्य-त्षेत्र में नहीं पाया गया। वह किन किन स्थलों म॑ विहार करता 
है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए जाता है, किस प्रशान्त वन-भूमि के बाता- 
वरण में गाता हैं, ये सब स्वतंत्रता के साधन उसी को शांत थे, किसी... 
अन्य को नहीं पे मना व की शैली भी इतना अपनापन लिए हुए है कि कोई 
उसको नकल भी_नहीं कर सकता। अपना विचित्र शब्द जाल, अपना 
स्वतंत्र भावोन्माद,.. अपना,.निर्भय भावोन्माद, अपना, निर्भय, आल्ाप, अपने भाव-पूणण पर बेढ़गे 
चित्र, ये सभी उसके व्यक्तित्व से ओत-प्रोत थे । (४ के ज्ञेत्र का सब्र 
कुछ उसी का था| छोटी से छोटी वस्तु अपनी लेखनों से उठाना, छोटी 
से छोटी विचारावबली पर मनन करना उसकी कला का आवश्यक अंग 
था। किसी अन्य कलाकार श्रथवा चित्रकार पर आश्रित होकर उसने 
अपने भावों का प्रकाशन नहीं किया | वह पूर्ण सत्यवादी था; बह . 
स्वाधीन चित्रकार था | अपने द्वी हाथों से तूलिका साफ करना, अपने ही 
हाथों चित्रपट की धूल भाड़ना, अपने ही हाथों से रंग तैयार करना-- 
जैसे उसने अपने कार्य के लिए. किसी दूसरे की आवश्यकता समझी दी 
नहीं | इसीलिए तो उसकी कविता इतना अपना-पन लिए हुए है! 





| कबौर का रहस्थवाद 


"कबीर अपनी आत्मा का सबसे आशाकारी सेवक था। उसकी आत्मा 
से जो ध्वनि निकली- उसका निर्वाह उसने बहुत खूबी के साथ किया । 
उसे यह चिन्ता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी डर नहीं था 
कि जिस समाज में मैं रह रहा हूँ. उस पर इतना कठ्धतर वाक्य-प्रहार 
क्यों करूँ ? उसकी आत्मा से जो ध्वनि निकली उसी पर उसने मनन 
किया, उसी का प्रचार कियी ओर उसी को उसने लोगों के सामने जोर- 
दार शब्दों में कखा । न उसने कभी अपने को धोखा दिया और न 
कमी समाज के कारण अपने विचारों में कुछ परिवतन ही किया । यद्यपि 
वह अपद रहस्यवादी था, उसने 'मसि-कागद” छुआ्ना भी नहीं था, तथापि 
उसके विचारों की समानता रखने वाले कितने कवि हुए हैं ! जहाँ कहीं 
भी हम टसे पाते हैं वहाँ वह अपने पैरों पर खड़ा है, किसी का लेश मात्र 
भी सहारा नहीं हैं । 

३ कि अनुसार जितने विभाग हो सकते हैं उतने विभाग के 
सा किसी विभाग में भी कबीर नहीं आ सकते । बात यह नहीं 
है कि कबीर में उन विभागों में आने की क्षमता ही नहीं है पर बात यह 
है कि उसने उनमें आना स्वीकार ही नहीं किया । उसने साहित्य के लिए 

नहीं गाया; किसी कवि की हैसियत से नहीं लिखा, चित्रकार की हैसियत से 
चित्र नहीं खींचे । जो कुछ भी उस रहस्यवादी के हृदय से निकला वह 
इस विचार से कि अनंत शक्ति एक सत्पुरुष का संदेश लोगों को किस 
प्रकार दिया जाय, _उस स॒त्पुरुष का व्यक्तिलव. किस अकार प्रकट किया 
जाय, इश्वर की ग्रापि के लिए किस प्रकार लोगों से भेद-भाव हटाया 
जाय, “एक बिन्द से विश्व रखो है को बाम्हन को सूद्रा” का प्रतिपादन 
किस प्रकार किया जाय, सत्य की मीमांसा का क्या रूप हो सकता है, 


अवतालोजपेत हलक 2० कटनी हे. शकीटक 


माया किस प्रकार सारहोन चित्रित की जा सकती है, यद्दी उसका विचार 





॥२७५७ ५०++ २७ कन्मेपकरदसती चनननक- सम केस पैक े ०७ ४2५० इतर 58३४ नमहय 


कबीर की प्रतिभा का परिख्वय न पा सकने का एक कारण और है। 
बह यह कि लोग उसे अभी तक समझ ही नहीं सके हैं। 'रमैनी? और 


कबीर का रहस्थवाद झः 


डब्दों? में उसने ईश्वर और माया की जो मीमांसा की है, वह साधौरण 
लोगों की बुद्धि के बाहर की बात है । 
दुलहनी गावहु मज्ञलचार, 
हम घरि आए हो राजा राम भतार | 
तन रत कर में मन रत करिहूँ, पुत्नतत बराती, 
रामदेव भोरे पाहुँने श्राए, में जोवन में म्ाती 
संरीर सराबर बेढी करिहूँ, ब्रह्मा बेदु उचार 
राम देव सेंगि भाँवर लेहूँ, धनि घनि भाग हमार, 
सुर तेतीसं कोतिक आए, सुनिवर सहस अठासी; 
कहें कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक अविनासी ॥ * 
साधारण पाठक इस रहस्यमयी मीमांसा को सुलभ्काने में सर्वथा 
असफल हो जाता है | 
दूसरी बात यह है कि जो “उल्टवाँसियाँ? कत्रीर ने लिखी हैँ उनको . 
कंजियाँ प्रायः ऐसे साधु और महंतों के पास हैं जो किसी को बतलानः़ 
नहीं चाहते, अथवा ऐसे साधु और महंत अ्रब हैं ही नहीं'। 
निग्नलिखित उल्टवाँसी का अर्थ अनुमान से अवश्य लगाया जा, 
सकता है, पर कबीर का अ्रभिप्राय क्या था, यह कहना कठिन है :-- 
अवधू वो तंत्त, रावत राता । 
नाचे बाजन बाजु बराता !। 
मौर के मांधे दुलहा दीन्हा । 
अकथ जोरि कहाता । 
मेंडये के चारन समधी दीनहा 
पुन्न॒व्याहिल माता ।। 
दुललहित लीपि चौक बेठारी, 
निर्मम पद परकासा । 


$ कबीर अंथावली € नागरी प्रचारिणी सभा ); एप ७ । 


रे कबीर का रहस्यवाद 


भाते उल्लटि बरातिहिं खायो, 
” भर्दी बनी कुशलाता। 
पाणिअ॒हण भयो भौ मंडन, 
सुषमनि सुरति समानी | 
कहहिं कबीर सुनो दो संता 
बूको परिडत ज्ञानी ॥ * 
राय बहादर लाला सीताराम बी० ए.० ने अपने कभीर शीर्षक लेख 
में इसे योग की परिस्थितियों का चित्रण माना है| 
एक बात और है । कबीर ने श्रात्मा कावर्णन किया, शरीर का नहीं । 
वे हृदय की सूक्म भावनाओं की तह तक पहुँचे गये हैं। 'नख-शिख? 
अथवा शरीर-सौंदर्य के ममेले में नहीं पड़े । यदि शरीर अथवा 'नख-शिख? 
वर्णन होता तो उसका निरूपण सहज हो में हों सकता था। ऐसा सिर 
है, ऐसी आँखें हैं, ऐसे कपोल हैं, अथवा कमल-नेत्र हैं, कलम-कर बाहु 
हैं, वृषभ-कंघ है। किन्तु आत्मा का सूक्म ज्ञान प्रात करना बहुत ही 
कठिन है। उस तक पहुँच पाना बड़े बड़े योगियों की शक्ति के बाहर 
है। ऐसी स्थिति में कब्वीर ने एक रहस्यवादी बन कर जिन जिन परिस्थि- 
तियों में आत्मा का वर्शन किया है वे कितने लोगों की समझ में आरा 
सकती हैं ! शरीर का स्पर्श तो इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता है पर 
“आत्मो.का निरूपण करना बहुत कठिन है। आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा 
ही आत्मा का कुछ कुछ परिचय पाया जा सकता है। आध्यात्मिक 
शक्तियाँ सभी मनुष्यों में. नहीं रह सकतीं। इसीलिए सब लोग कबीर की 
कविता की थाह सफल रूप से कभी न ले सकेंगे | 
आत्मा का निरूपण करना कबीर के लिए कहाँ तक सफलता का 


है। उसकी 3 क०न्‍3 3०% । 


द्वार खोल सका, यह एक दूसरा अश्न ; है। कबीर को सारभूत विचार 


4 बोजक मूल ( श्रीवेकटेश्चर प्रेस ) सं० १8६३ ,पृष्ड ७४-७२ 
* कबीर--रायबहादुर ज्ञाला सीतारास बी० ए०, पृष्ठ २४ 
[ कल्नकत्ता यूनीवर्सिदी श्रेस, १४२८ | 


कबौर का रहस्यवाद 2५ 


यही था कि वे किस प्रकार मनुष्य की आत्मा को काश में ला दें। 
यह बात सत्य है कि कभी कभी उस आत्मा का चिन्म घंघला उतरता है, 
कभी हम उसे पहिचान ही नहीं सकते । किसी स्थान पर वह काले, धब्बे 
का रूप रखता है। किसी स्थान पर उस चित्र का ऐसा बेढंगा रूप हो 
जाता है कि कलाकार की इस परिस्थिति पर हँसने को जी चाहता है, पर 
अन्य स्थानों पर वह चित्र भी केसा हौता' है! प्रातःकालीन सूर्य की 

ली किरणों की भाँति चमकता हुआ, उषा के रंगीन उड़ते हुए 
बादलों की भाँति भिलमिलाता हुआ, किसी अन्धकारमयी काली गुफा 
में किरणों की ज्योति की भाँति | इन विभिन्नताओ्रों को सामने रखते हुए, 
और कबीर की प्रतिभा--का वास्तविक-परिचिय पाने -की यूर्ण क्षमता न 
होते हुए हम एक अन्धे के समान हूँ ढ़ते-हैं.कि साहित्य में कबीर का कौन 
सा स्थान है ।! 

इसमें सन्देह है कि कत्रीर की कल्पना के सारे चित्रों को समझने. 
की शक्ति किसी में आ सकेगी अथवा नहीं । जो हो, कबीर की बानी पढ़.. 
जाने के बाद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि कबीर के पास कुछ 
ऐसे चित्रों का कोष है जिसमें हृदय में उथल-पुथल मचा देने की बड़ी 
भारी शक्ति है। दृदय आश्चर्य-चकित होकर कबीर की बातों को सोचता 
रह ही जाता हैं, वह हतब॒द्धि होकर अशान्त हो जाता है। उस समय 
कत्रीर की प्रतिभा एक अगम्य विशाल वन की भाँति प्रतीत होती है और 
पाठकों का मस्तिष्क एक भोले और अशक्त बालक की भाँति । 

अन्त म॑ यही कहना शेष है कि कबीर ने दाशनिक लोगों के लिए 


० लआ-४] कक (सशक्त 3० १३० चन-क। अकटस $9५ 












अर किक कला देगा के कबर नी. पे कविता नहीं लिखी । उन्होंने कविता लिखी है धामिक बिचारों से 
पु जिज्ञासओं के लिए | समय बतला देगा कि कबार को कविता न तो 
नीरस ज्ञान वल साधओं के तानपूर की चीज़ | समालोचकगण 


कबीर की रचना को सामने रखकर उसके काब्य-रत्नाकर से थोड़े से र॒त्न 
पाने का प्रयत्न करें; चाहे वे जगमगाते हुए; जीवन के सिद्धान्त-रत्नु हों 
या आध्यात्मिक जीवन के मिलमिलाते हुए रत्न-कण । 


रहस्यवाद 


च्ष्यूत्न हमें कबीर के रहस्ववाद पर विचार करना है। कबीर की 
ह बानी? को आशद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है कि वे 
' सच्चे रहस्यवादी थे । यद्यपि दघीर निरक्षर थे तथापि वे ज्ञानशत्त्य नहीं 
थे। उनके सत्संग, पर्यटन और अ्रनुभव श्रादि ने उन्हें बहुत ऊपर 
उठा दिया था। वे एक साधारण व्यक्ति की भ्रेणी से परे थे। रामान्् 
का शिष्यत्व उनके हिन्दू धार्मिक सिद्धान्तों का कारण था और जुलाहे के 
घर पालित होना तथा शेख तकी आदि सूफ़ियों का सत्संग होना उनके 
मुसलमानी विचारों से परिचित होने का कारण था | ९४ 

उस व्यवहार-शान से ओत-प्रोत होकर उन्होंने अपने धार्मिक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया और वह कुशलता 
भी ऐसी जिसमें कबीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुई है। इसके पहले 
कि हम कबीर के रहस्यवाद की विवेचना करें, रहस्यवाद के सभी अंगों 
पर पूरा प्रकाश डालना उचित है। 
४/( रहस्यवाद की विवेचना अत्यंत मनोरंजक होने पर भी दुःसाध्य 
' है। वह हमारे सामने एक गहन बन-प्रान्त की भाँति फैली हुई है। उसमें 
जठिल विचारों की कितनी काली गुफाएँ हैं, कितनी शिलाएँ: हैं | उसकी 
दुर्गंमता देख कर हमारे हृदय का निर्वल व्यक्ति थक कर बैठ जाता है। 
साथर के समान इस व्रिषय का विस्तार विश्व-साहित्य भर में फैला हश्ना 
है। न जाने कितने कवियों के हृदय से. रहस्यवाद की भावना निर्भार 
भाँति अवाहित हुईं हैं। उन्होंने उसके अलौकिक आनंद का अनुभव 
कर मौन धारण कर लिया है.। न जाने कितने #योगियों ने इस दैबी 
"अनुभूति के प्रवाह में अपने को बहा दिया पे इसी रहस्यवाद को इम 
परिभाषा, का रूप देना .चाइते हैं, एक अमृत-कुएड को मिट्टी के घढ़े 
में भरना चाहते हैं । 


कबीर का रहस्यवाद ७ 


स्थवाद जीवात्मा की उस अन्तहित ग्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें 
चहू दिव्य ओर अलोकिक शक्ति से अपना शान्त और निरछल संबंध 


उलक्षाए्यक० ३३! 


ज़ोड़ना चाहती है, यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है 


अकेधन्‍न्क कै है जे 


परिभाषा कि दोनों मे कुछ भी अंतर नहीं रह जाता । जीवात्मा 
की शाक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत वैभव और प्रभाव 

से ओत-ग्रोत हो जाती हैं। जीवन में केबल ,उसी दिव्य शक्ति का अनंत 
तेज अन्तर्हिंत हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार 
से भूल सा जाती है। एक भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त 
कर लेती है ओर वह भावना सदैव जीवन के अंग-प्रत्यंगों में प्रकाशित 
होती है। यही दिव्य संयोग है! आत्मा उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार 
मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदशन होने लगता 
है ओर परमात्मा में आत्मा के गुणों का प्रदर्शन कबीर की उल्टवाँसियाँ 
आयः इसी भावना पर चलती हैं। ---- 

संत्तो जागत नींद न कीजे । 

काल नहिं खाई कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहि छीजे ॥ 

डल्वटि गंगा समुद्रहदि सोखे, शशि और सूर गरासे ! 

नव ग्रह मारि रोगिया बेठे, जल में बिंब प्रकासे ॥ 

बितु चरणन के दुहु दिस धावे, बिनु लोचन जरा सूस । 

ससा उल्नटि सिद्द को आस, है अचरज कोऊ बूसे ॥४ 


>िलकाी का 8300 






52240 7-० आन रबर सत्य से, उस दिव्य-शुक्ति [पप 
वह अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में अन्त की सता में अन्तर्हिंत कर देता है। उस 
प्रेम सं चंचलता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती | वह प्रेम अमर 
होता है|? 

४ ऐसे प्रेम में जीव की सारी इंद्रियों का एकीकरण दो जाता हं । सारी 
इंद्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अपने प्रेम की वस्तु के पाने 


की लालसा समान रूप से होने लगती है। इंद्रियाँ अपने आराध्य के 








द् कबीर का रहस्थवाद 


प्रेम को पाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं और उनकी उत्सुकता इतनी 
बढ़ जाती है कि वे उसके विविध गुणों का अहण समान रूप से करती 
हैं। अंत में वह सीमा इस स्थिति को पहुँचती दें कि भावोन्‍्माद मे 
5३७5 के विविध गण एक. दी. इंद्विय. पाने की ऋमता प्रा कर लेती 
वौदशा में शायद इंद्रियाँ भी अपना कार्य बदल देती हैं | एक बार 
प्रोफेतर जेम्स ने यही समस्या: आदर्शावादियों के सामने सुलकाने के 
लिए रक्खी थी कि यदि इंद्रियाँ अपनी-अपनी कार्यशक्ति एक दूसरे से 
बदल लें तो संसार में क्‍या परिवर्तन हो जायेंगे ? उदाहरणार्थ, यदि हम 
रंगों को सुनने लगें और ध्वनियों को देखने लगें तो हमारे जीवन में 
क्या अन्तर आ जायगा ! इसी विचार के सहारे हम सेंट मार्टिन का 
रहस्यवाद से संबंध रखने वाली परिस्थिति समझा सकते हैं जब उन्होंने 
कहा था : 
रैंत उन फूलों को सुना जो शब्द करते थे और उन ध्वनियों को 

देखा जो जाज्वल्यमान थीं | 

< अन्य रहस्यवादियों का भी कथन है कि उस दिव्य अनुभूति में, 
इंद्रियाँ अपना काम करना भूल जाती हैं। वे निस्तब्ध-सी होकर श्रपने .. 
कार्य-व्यापार_ही नहीं समझ सकतीं। ऐसी स्थिति में आश्चर्य ही 
क्या कि इंद्रियाँ श्रपना काय अव्यवस्थित रूप से करने लगँ | इसी बात से 
हम उस दिव्य अनुभूति के आनंद का परिचय पा सकते हैं जिसमें हमारी 
सारी इंद्रियाँ मिल कर एक हो जाती हैं, अपना कार्य-व्यापार भूल जाती 
हैं| जब हम उस अनुभूति का विश्लेषण करने बैठते हैं तो उसमें 
हमें न जाने कितने गूृहु रहस्यों और आश्चयमय व्यापारों का पता 
लगता है । 


3 >०+न पक ++मक मकर पनारनओ.. मर अनन्‍तनन्‍ी के, 


१ | ॥६काव 70 पग्रश'5, 090 80970 60 धात इ०छ ॥065 
[96 87076, अंडरद्विल रचित मिस्टिसिज्म पृष्ठ ८. 


कबीर का रहस्यवाद 5५ 


फ़ारसी में शमसी तबरीज़ की कविता में उक्त विचारों का स्पष्टी- 
क्रणु इस प्रकार है :-- 
*उसके संमिलन की स्पृृति में, 


उसके सौन्दर्य की आकांच्ा में 
वे उस मदिरा को--जिसे तू जानंता है-- 
पीकर बेसुध पड़े हैं । 0 टह 


केसा अच्छा हो कि उसकी गली के द्वार पर 
उसका मुख देखने के लिए. 
वह रात को दिन तक पहुँचा दे । 
तू अपने 
शरीर की इंद्रियों को 
श्रत्मा की ज्योति से जगमगा दे । 
रहस्यवाद के उन्माद्‌ में जीव इंद्रिय-जगत से बहुत ऊपर डठ कद 


औ५७ अक्रे्दकरकत द्राहआ?मत' |>2१ "तोमर « अधयाइकश[/५०१/०१प०।/आाबे 





इशारिफमाए+०००4का्ककरनभकरभ+ का ०४३५का कण ग ी अथ 


जप ज>+- 2999 )० _५०). (9१ २॥र 
० ४4 रद हे । 3 उरजडओे ॥ू. डेप 
हर इज 32 (#िदुलर हे ०9३३ (ै।) *ह 
का 398. बरओऔ 0.)४9) छकेरने न 
).३४ >ब के आओ 3%7२ | 3७४ “> (० ॥६० 
)ब थादे बज्मे विसालश दर भारज ए जमालश 
फ़तादा बे खबर अंद जु आ शराब कि द्वानी 
चि खूशबूअद कि बवूयश बर आस्तान ए कूपश 
ब्राए दीदन रूयश बरोजू रसानी 
इव से ज़्‌ लम ए खुद रा बनूरे जाने तो बर अफ़रोज़ 


मजा कि के कक शा कक 


दीवाने शमसी तबरीजू, पृष्ठ १७६ 


१० कबीर का रहस्यवाद 


' विचार-शक्ति और भावनाओं का एकीकरण कर श्रनंत और अंतिम प्रेम 
के आधार में मिल ,ज़ाना चाहता है। यही उसकी साधना है, यही 
उसका उद्द श्य है | उसमें जीव अपनी सत्ता को खो देता है। मैं, मेरा, 
और मुझे का विनाश रहस्यवाद का एक आवश्यक अंग है। एक 
अपरिमित शक्ति की योद ही में 'में! और मेरा” सदैव के लिए, श्रन्तर्हित 
हो जाता है। वहाँ जीव अपना' आधिपत्य नहीं रख सकता । एक सेवक 
की भाँति अपने को स्वामी के चरणों में भला देना चाहता है। संसार 
के इन बाह्य बन्धनों का विनाश कर आत्मा ऊपर उठती है, द्वदय की 
भावना साकार धन कर ऊपर की ओर जाती है केवल इसलिए कि वह 
अपनी सत्ता एक असीम शक्ति के आगे डाल दे हृदय की इस गति 
'में कोई स्वार्थ नहीं, संसार की कोई वासना नहीं, कोई सिद्धि नहीं, किसी 
'ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं, केवल हृदय के प्रेम की पूर्ति है। और ऐसा हृदय 
वह चीज़ है जिसमें केवल भावनाओं का केन्द्र ही नहीं बरन जीवन की 
बह अंतरंग श्रभिव्यक्ति है जिसके सहारे संसार के बाह्य पदार्थों में उसकी 
सत्ता निर्धारित होती है। अनन्त सत्ता के सामने जीव अपने को इतने 
समीप ला देता है कि उसको साधारण भावना में अनंत शक्ति की 
अनुभूति होने लगती है । अंग्र जी के एक कवि कौलरिज ने इसी भावना 
'को इस प्रकार प्रकट किया है :--- 
१/ हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, 
५४६४ (६९! ज़6 978 700778 ६07 ४ 45 
पए00 गत १70 3॥68, 
५ 6 66! ज़6 908 50770867878, 403 9480 
]988 ०0778 7707 7॥86. 
6 ४ए्०च्) ज्ञ७ 976 700॥78, 0४: 3॥0प 
ए् 0690 एघ४ ॥0 586. 
[49॥0 फ़र&0 028 4॥9 79776 7098]949॥7. 


कबीर का रहस्यवाद १९ 


क्योंकि तू सब कुछ है और सच कुछ तुक में है। 
हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ हें,, 
वह भी तुमसे प्राप्त हुआ है। 
हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, 
'परन्तु तू हमें अत्तित्व प्राप्त करने में सहायक होगा | 
« तेरे पवित्र नाम की जय हो !””. 
कबीर की निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस विचार को कितने सरल 
और स्पष्ट रूप से सामने रखती हैं।--- 
लाका जानि न भूलो भाई, 
खालिक खलक, खलक में खालिक | 
सब घट रहो समाई । 
अतएव हम इसी निष्कप पर पहुचत है [कर पहुंचते है विरिहस्यवाद अपने नग्न: 
स्वरूप में एक अलौकिक विज्ञान है जिसमें अनंत के संबन्ध की भावना 
का प्रादर्भाव द्ोता हैं और रहस्थवोदी वह व्यक्ति है जो इस संबन्ध के 
अत्यन्त निकट पहँचता है | उसे कहता ही नहीं; उसे जानता ही नहीं 
वरन्‌ उस संबन्ध ही का रूप घारण कर वह अपनी आत्मा को भूल जाता हद 
अ्रव हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना है जहाँ आत्मा भौतिक बन्धनों 
का बहिष्कार कर, संसार के नियमों का प्रतिकार कर, ऊपर उठती है 
और उस अनंत जीवन में प्रवेश करती है जहाँ आराधक और आराध्य 
एक हो जाते हैं, जहाँ आत्मा और अनंत शक्ति का एकीकरण हो जाता 
है। जहाँ आत्मा यह भूल जाती है कि वह संसार की निवासनी है और 
उसका इस देवी वातावरण में आना एक अतिथि के आने के ससान्‌ 
है। बह यह बोलने लगती है कि-- 
में सबनि औरनि में हूँ सब, 
मेरी बिलरि बिलरि बिलगाई हो । 
कोड कहो कबीर कोई कहो रामराई हो । 
ना इस बार बढ़ नाहीं इस, 


१३ कंबौर का रहस्यवाद 


न हमरे चिलकाई हो ! 
पटरा न ज़ाऊ अरबा नहीं आऊं, 
सहजि रहूँ हरि भाई दो । 
वोढ़न हमरे एक पडेवरा, 
लोग बोले इकताई हो । 
जुलहै तनि छुनि पान न पावन, 
फारि छुनी दस ढाई हो । 
बिग़ुण रहित फल रपि हम राखल, 
तब हमरो नाम रामराई हो । 
जग में देखों जग न देखे मोहि, 
इषद्टि कबीर कछु पाई हो। 
अग्रेजी मं जाज हरबट ने भी ऐसा कहा हैः-- 
*ग्रो! अ्रथ भी भेरे हो जाओ, अब भी मुझे अपना बना लो, 
इस 'मेरे” और "तेरे! का भेद ही न रक्खो । 

“ऐसी स्थिति का निश्चित रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता [ 
इस संयोग के पास पहुँचने के पूर्व न जाने कितनी दशाएँ, उनमें भी 
न जाने कितनी अनन्‍्तर्दशाएँ हैं, जिनसे रहत्यवाद के उपासक अपनी 
शक्ति भर ईश्वरीय अ्रनुभूति पाना चाहते हैं। इसीलिए रहस्यवादियों की 
उत्कृष्टता में अंतर जान पड़ता है। कोई केवल ईश्वर की अनुभूति 
करता है, कोई उसे केवल प्यार कर सकने योग्य बना सका है, कोई 
अभिन्नता की स्थिति पर हैं और कोई पूर्ण रूप से आराध्य के आधीन 
है। सेंट आगस्टाईन, कबीर, जलालुद्दीन रूमी यद्यपि ऊँचे रहस्यवादी 
थे तथापि उनकी स्थितियों में अंतर था । 

१), 08 776 ह80, 80 शाशं78 ए76  एं]6 
(27 79/06/ गा ॥0 एंच)8. 0 हधाए, 
((7९०722 ७०७७४) 


कबीर का रहस्यचाद १३ 


हम रहस्यवादियों की उद्देश्य-प्राप्ति में तीन परिस्थितियों को कल्पना 
कर सकते हैं । पहली परिस्थिति तो वह है जहाँ वैह व्यक्ति-विशेष अनुंत 
शक्ति से अपना संबंध जोड़ने के लिए अग्रसर होता है,। वह संसार की 
सीमा को पार कर ऐसे लोक में पहुँचता हे जहाँ 
परिस्थिति भोतिक बंधन नहीं, जहाँ संसार के नियम नहीं, जहाँ 
.__ *. उसे अपने शारीरिक अबरोधों की परवाह नहीं है। 
ईश्वर के समीप पहुँचता है और दिव्य-विभूतियों को देख कर चकित 
गे जाता है | यह रहस्यवादी की प्रथम परिस्थिति है। इस परिस्थिति का 
वर्शुन कबीर ने बड़ी सुंदर रीति से किया है :-- 
घट घट में रटगा लगि रही, 
प्रघट हुआ अल्ेख जी। 
कहूँ चोर हुश्ा, कहुँ साइ हुआरा, 
कहूँ बारद्न है कहूँ सेख जी ॥ 
कहने का तात्य यह है कि यहाँ संसार की सभी वस्तुएँ अनंत 
शक्ति में विश्वाम पाती हैं ओर सभी अनंत सत्ता में आकर मिल जाती 
हैँ । यहाँ रहस्यवादी ने अपने लिए. कुछ भी नहीं कहा है, वह ह्ुप है। 
उसे ईश्वर की इस अनंत शक्ति पर आश्चर्य-सा होता है। वह मीन 
होकर इन बातों को देखता-सुनता है। यद्यपि ऐसे समय बह अपना 
व्यक्तित्व भूल जाता हैं. पर ईश्वर की अनुभूति स्वयं अपने दृदय में पाने. 
में असमर्थ रहता हैं,। इसे हम रहस्यवादियों की प्रथम स्थिति कहेंगे | 
द्वितीय स्थिति तब आती है जब आश्या परमात्मा से प्रेम करने लग 
जाती है | भावनाएँ इतनी तीत्र हो जाती हैं कि आत्मा में एक प्रकार का 
उन्माद या पागलपन छा जाता हैं। आत्मा मानों प्रकृति का रूप रख 
. पुरुष--आरार्दिं पुरुष--से प्यार करती है। संसार की अन्य वस्तुएँ उसकी 
नज़र से हट जाती हैँ । आश्चय चकित होने की अ्रवस्था निकल जाती 
है और रहस्यवादी चुपचाप अपने आराध्य को प्यार करने लग जाता 
है | वह प्यार इतना प्रबल होता है कि उसके समक्ष विश्व की कोई 


१४ कबीर का रहस्यचाद 


चीज़ स्थिर नहीं रह सकती। वह प्रेम बरसात के उस प्रत्रल नाते की 
भाँति होता है जिसके सामने कोई भी वस्तु नहीं ठहर सकती--पेड़, 
पत्थर, आड़, मंखाड़ सब उस प्रवाह में बह जाते हैं। उसी प्रकार इस 
प्रेम के आगे कोई भी वासना नहीं ठहर सकती। सभी भावनाएँ, हृदय 
की सभी वासनाएँ: बढ़े जोर से एक ओर को बह जाती हैं श्र एक-- 
केवल एक--भाव रह जाता है, और वह है प्रेम का प्रवाह । जिस प्रकार 
किसी जल-प्रपात के शब्दों में समीप के सभी छोटे-छोटे स्वर अन्तर्हित 
ही हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस ईश्वरीय प्रेम में सारे विचार 
या तो लुप्त ही हो जाते हैं अथवा उसी प्रेम के बहाव में बह जाते हैं । 
फिर कोई भावना उस प्रेम के प्रबल प्रवाह के रोकने के आगे नहों' 
आ सकती । 

रेनाल्ड ए० निकल्सन ने लंदन यूनीवर्सियी में “सफीमत में व्यक्तित्व” 
पर तीन भाषण दिये थे | वें सूफीमत के सम्बन्ध में कहते हैं :--- 

यह सत्य है कि परमात्मा के मिलापानुभव में भध्यस्थ के लिए 
कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो केवल एकान्त देवी सम्मिलन की अनुभूति 
ही हृदयंगम होती है. वस्तुतः हम यह भावना विशेषकर प्राचीन सूकियों 
में पाते हैं कि परमात्मा ही उपासना की एक मात्र वस्तु हो, वृसरी वस्लुओ्रों 

5 5 ४8 ४३६४ ॥70 6 €डएल७॥706  प्रामणः 
जा) (700, फश6 8 70 #60०7 ए#07 9 ४०१६४६०/ 
पल 6 ४5०पा४ जिएा:ड.. जाए (8. 7४०६/5९०. 
खपत 0 00परा58, भर 006 65962 07ए छा707९ (६९ 
ब्याठला: 5075, % लाएं पीहा। (05 क्रापहझ: 026 (१८ 
808 09]86  तसऋ ग्वैंगगा०णा,. पद छाए इल्छुकत. 67 
०007 09]80७8 48 90 ०९708 80४795: ॥]0ण, 

रिना|ल्‍ड ए० निकल्सन रचित “दि आइडिया आवू पर्तनालिटी इन 
सुफ़ीज्म”?, पृष्ठ ६२ 


कबीर का रहस्यवाद १७४० 


का ध्यान करना उसके प्रति अपराध करना है । । 

“(तज़किरातुल औलिया! से मी इसी मत की पृष्ठि होती है। उसमें 
बसरा की स््री-संत राबेश्ा के विषय में लिखा है :--- 

*कहा दे कि उसने (राबेआा ने) कहा--रखूल को मैंने खप्न में 
देखा | रसूल ने पूछा, “ए राबेश्रा, मुझसे मैत्री रखती हो १?” 

जवाब दिया “ऐ अल्लाह के रसूल, " कोन है जो तुमसे मैत्री नहीं 
रखता, किन्तु ईश्वर के प्रेम ने मुझे ऐसा बाँध लिया है कि उससे अ्रन्य 
के लिए मेरे हृदय में मित्रता अथवा शत्रुता का स्थान नहीं रह गया है |?” 

रहस्यवादी की यह एक गंभीर परिस्थिति है जहाँ वह अपने आराध्य 
के प्रेम से इतना ओव-ग्रोत हो जाता है कि उसे अन्य कुछ सोचने का 
अवकाश ही नहीं मिलता । 

इसके पश्चातू रहस्यवादियों की तीसरी स्थिति आती है. जो रहस्यवाद' 
की चरम सीमा कृहला सकती है। इस दशा में आत्मा और परमात्मा 
का इतना एकीकरण हो जाता है कि फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं 
रहूती | आत्मा अपने में परमात्मा का अस्तित्व मानती है और परमात्मा' 
के गुणों को प्रकट कस्ती है। जिस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में आग 


सकता 


संमारन्णव्याभइमम>७४- न कैक-उोपकन का याण नर मी "अन्य 38 4.-+-%++4००-+ ०५3५ अननक-+ पटना का ७. जममकीवयाव परंपाड अनाज वयानाता ७ कि +कक- 





.। ५०० *७ ८5 ०००] दा, ०९ [२ (किले ५३४ 2० 5030/+ 0३० 
श्र ५८००० 833 5]....० ८2. ७ (० ९७ गे सी है ४ 
* नकल अस्त किगुफ़्तरसूल रा बख़्वाब दीदम गुफ्त या राबेगा, मरा 
दोस्त दारी--गुफ़््तस या रसूल अढ्लाह कि बूअद तुरा दोस्त न दारद । 
लेकिन मुहब्बते हक मरा चुनाँ फ़रोगिरिफ् ता कस्त कि दुश्मनी व दोस्ती: 

ए ग़ रे ऊरा दर दिलम जाय न मांदा अस्त ॥ 
तज़किरातुल औलिया, पृष्ठ ४६ 

मत्वा मुजतबाई देहली, 
मुहम्मद अब्दुल अहद द्वारा सम्पादित, १३२७ हिजरी । 


हर कबीर का रहस्यवाद 


और लोहे का एक गोला, ये दोनों भिन्न हैं वर जब आग से तपाये जाने. 
“पर गोला भी लाल होक्कर अग्नि का स्वरूप धारण कर लेता ह तब उस 
लोहे के गोले म॑ वस्तुओं के जलाने की वही शक्ति झा जाती है जो आय मे 
हैं | यदि गोला आग से अलग भी रख दिया जाय तो भी लाल स्वरूप 
रखकर अपने चारों ओर आँच फ्रैंकता रहेगा। यही हाल आत्मा ओर 
'परमात्मा के संसर्ग से होता है। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में साया के 
वातावरण में आत्मा और परमात्मा दो मिन्‍न शक्तियाँ जान पड़ती दूँ 
'पूर जब्र दोनों आपस में मिलती हूँ तो परमात्मा के शु्यों का प्रवाह 
आत्मा में इतने अधिक वेग से होता है कि आत्सा के स्वाभाविक निज के 
गुण तो लुप्त हो जाते हैं और परमात्मा के गुण प्रकट जान पढ़ते हैं। 
वही अमिन्न सम्बन्ध रहस्यवादियों की चरम सीमा है| इसका फल क्‍या 
होता 

-“-गंभीर एकान्त सत्य का परिचय 

-“पर शान्ति की अवतारणा 

--जीवन्‌ में श्रनंत शक्ति ओर चेतना 

--प्रेम का अभूतपूर्व आविर्भाव 

--श्रद्धा और भय... ..« 


--भय, वंह भय नहीं जिससे जीवन की शक्तियों का नाश हो जाता 
है किंतु वह भय जो आश्चय से ग्रादुभू त होता है और जिसमे प्रेम, भ्रद्धा 
ओर आदर की महान शक्तियाँ छिपी रहती हैं। ऐसी स्थिति में जीवन 
में व्यापक शक्तियाँ आती हैं और आत्मा इस बंधन-मय संसार से ऊपर 
उठकर उस लोक में पहुँच जाती है जहाँ प्रेम का अस्तित्व है और जिसके 
कारण आत्मा और परमात्मा में कुछ मिन्नता प्रतीत नहीं होती। अन॑त 
की दिव्य विभूति जीवन का आवश्यक अंग बनाती है और शरीर की सारी 
शक्तियाँ निरालम्ब होकर अपने को अनंत की गोद में छोड़ देती हैं। 


कबीर का रहस्यवाद ब्‌छ 


जिस प्रकार मछलियाँ समुद्र में तैरती हैं, जिस प्रकार पत्ती वायु में 
मूलते हैं, तेरे आलिंगन से हम विम्रुख नहीं हो सकते । हम साँस .लेते 
हैं और तू वहाँ वर्तमान हैं । 

_ इस प्रकार की रहस्यवादी दैवी शक्ति से युक्त होकर संसार के अ्रन्य 
मनुष्यों से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसका अनुभव भी अधिक विस्तृत 
और आध्याष्मिक हो जाता है। उसका संसार ही दूसरा हो जाता हैं श्र 
वह किसी दूसरे ही वातावरण में विचरुण करने लगता है। 

किंतु रहस्यवादी की यह श्रनुभूति व्यक्तिगत ही समझनी चाहिए | 
उसका एक कारण है। वह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक होती 
है कि संसार के शब्दों मे उसका स्पष्टीकरण असंभव नहीं तो कठिन 
अवश्य है। वह कांति दिव्य है, अलौकिक है | हम उसे साधारण आँखों 
से नहीं देख सकते । वह ऐसा गुलाब है जो किसी बाग़ में नहीं लगाया 
जा सकता, केवल उसकी सुगंधि ही पाई जा सकती है। वह ऐसी सरिता 
है कि उसे हम किसी ग्रशस्त वन में नहीं देख सकते वरन्‌ उसे कलकल 
नाद करते हुए ही सुन सकते हैं । कहने का तातपय यह है कि संसार की _ 
भाषा इतनी ओछी है कि उसमें हम पूर्ण रीति से रहस्यवाद की अनुभूति 
प्रकट ही नहीं कर सकते | दूसरी बात यह है कि रहस्थवाद की यह 
भाहुक विवेचना समभने की शक्ति भी तो सर्वसाधारण में नहीं है 
<“ईहस्यवादी अपने अलौकिक आनंद में विभोर होकर यदि कुछ कहता दै 
तो लोग उसे पागल समभते हैं। साधारण मनुष्यों के विचार इतने 
उथले हैं कि उनमें रहस्यवाद की अनुभूति समा ही नहीं सकती । इसलिए, 


न 8 


१ 85 98/65 8णत7) 770 0779 869 
4७ [00७9 060 702 47 (06 2१ 
एछ-009 (096 &77078०९ ज्ञ७ ०७४ 70 468, 
जएए2 5769.006 2700 4॥6प था 7676. 
(077 95(५४7६ 396/0986) 


र्‌ 


* कबीर का रहस्यथवाद 


्अलहल्लाज मंसूरः अपनी अनुभूति का गीत गातें माते थक गया पर 
लोग- उसे समझ ही नहीं सके | लोगों ने उसे ईश्वरीय सत्ता का विनाश 
करमेवाला समझ कर फाँसी दे दी | इसी लिए. रहस्यवादियों को अनेक 
स्थलों पर चुप रहना पड़ता हैं। उसका कारण वे यही बतला सकते 
हें कि; “9.०2.. 
“ ध्नड्बुर स्व॒र से केसे गाऊँ आज अनश्वर गीत !? 

इस विचार को निकलसन ओर लीं द्वारा सम्पादित ओर क्लैरंडर्न 
प्रेस श्राक्सफ्रड से प्रकाशित दि आरक्सफ़ड बुक आ्राव्‌ इंग्लिश मिस्टिकल 
वर्स” की प्रस्तावना में हम बड़े अच्छे रूप में पाते हैंः--- 

रवस्तुतः रहस्यवाद का सारभूत तख्व कभी प्रकाशित नहीं किया जा 


किकनशिनटन-तक्‍ीीनलिकासभन कहा. खा न >००केनक अब +ी ऊ व, 


१ [6 77080 छछब्दावी [छा छा ग्राएशाटांशा 
(कुछ 70, 0 त ए०ण७8, फट [8859 0. दड[ुआछ्क्ां0), 
9898 शाप्रए।) 5  छणाशंधा5 छा था दाएकांएाए2 
भाएंी 78 शा थीरढ गर080 (शा 88756 6४9 6, 
पृ 56००८ ० 2 शाएए0डाः घ्थगाटापदाए 8 गर0: ॥ग 
तक्काएक् रण [#0व्78007, . 8708 7006 00: 092 
म्र0.. 92006086 ३70 - परत इ8कशएंप्रधा'ए 58. छागपे&- 
छत 40, धातठदे 058 6५४७० छा0 फुल॥७ाधर20 वग06, 
णा. ए8587082 0०0४: 78०7, एछ पी ॥ए95 86 ४६४)- 
60 0०ए 496 इ86७' शारीटांंशाटए छा वब्ाशुफफूल 88 # 
पाब्तंचा ई00 णाएएएूु. पाए. घइछा७७. रण चला 
8007/6776 20एव6कॉप्राए.,. ॥॥6  5>७९ए९ए। रत ७फएकए 099५ 
8 70 शाह ता अभी गी6हए वीर इध्छात 0 
रि009्ञा, धाद वेद्यह: ता थो। हक पी8ए 098 07 
उंध्यृपशां8 छाएआाबपा0ा. पए0फ्टी) पीर फगइ808. गाए 
बएएगाबाप8 छा 0209 788507708 १ 





अबीर का रहस्पवादर हा 


सकता क्योंकि वह उस अनुभव से पूर्ण दे जो शाब्दिक श्रर्थ में अंतरतम 
पवित्र प्रदेश का श्रव्यक्त रहस्य है श्रीर इसीलिए श्रपमानित होने के भय से 
रहित है। क्योंकि फेवल वे ही उसे समझ सकते हैं जो उस पवितन्न प्रदेश 
में प्रवेश कर पाते हैं, अन्य नहीं। यहाँ तक कि प्रविष्ट हुए व्यक्ति भी 
फिर आहर झाने पर उस भाषा की असमथता के कारण जिसके द्वारा 
वे अपने उत्कृष्ट व्यापार को प्रकट करते, अपने श्रोठों को बन्द पाते हैं 
(कुछ बोल नहीं सकते ।) जो कुछ उन्होंन देखा अथवा जाना हैं उसके 
प्रकाशित करने के लिए. प्रतिदिन के व्यवद्गार की भाषा में कोई शब्द 
नहों है और कम से कम क्या वे तर्क या न्याय को विचार-अंछुला के 
साधनों अ्रथवा वाकपांशों से अपने विचारों के पर्यात प्रदर्श की आशा 


रस सकते हैं ? 
फिर रहस्थवादी कविता हीं में क्यों श्रपनि विचारों को अधिकतर 


प्रकर्द करते हैं, इसका कारण भ्रो मुन लोजिए :--- 
धाद्य के अपरिष्कृत विषय को ऐसे रूप में परिवर्तित करने की 


६0 ॥मधका वा मकर कक जा" भह९०५० भरे :22 ८6 “-+० 
अब जमकनभ। _>क क् धार ७४४ हि 


हैं। (छाए रण ॥0पपिताए धीह आप00णा अपार 
[7086 गरा0 8 शिवा एधीर्चा ज्रात रशथा घएण0डॉ- 
प्रहव8 [0 एीशा परत, गरात्तारए ० धीका प्र, एीहा8- 
(078, 0. छ08&79 8 6. फाध्ताणा जगा जञा।। 
0०7ए6ए.. दा रग्तेव्यपाएंए... घणाड क्रय. एऐ 
चाल. हडएलपलाएए,... 99 शाह शाएगा। णएणं.. ॥6 
एंक्ाठताः ण दीशा रह्ाइ0, 99... ४8  फएपरादा 
पफ्था।ए ण॑ धाशएध्ाएह ्ीधांहीए पर0&5 दीक्षा 
(६ ९फ' इृए8 परा६ए0५, ७५ (58 8500५  76ए 
8880४ 0 8 भार: गरंग्रॉड (१6५ प89 रण 6 
एथछआाए 8६ 48 हंडापाधीए प्रातद्ाएंशए था ६7788 
भार" व. 8 छाल्एंडशए पा0णड़ी। वी प्री धागे 


२० कबीर का रहस्यवाद 


निराश चेष्टा में जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति किसी रूप' में हो 
सके; बहुत से (रहस्यंवादी) कविता की ओर जाते हैं जो उनके अनुभव 
के कुछ संकेतों को हीन से हीन पर्यात रूप में अकाशित कर सकें | 
अपनी कविता की मुग्धध्वनि से, उसकी अग्रस्तुत रूप से अ्रपरिमित व्यंग्य 
शक्ति के विलक्षण गुण से, उसकी लचक से वे प्रयत्न करते हैं कि उसी 
अनंत सत्य के कुछ संकेतों को प्रकाशित कर दें जो सदैब सच वस्तुओं में 
निहित हैं | ठीक उसी ध्वनि, उसी तेज और उनकी सरवनाओं के ठीक 
उसी उत्कृष्ट जादू से, उस प्रकाश से कुछ किरणें फूट निकलती हैं जो 
वास्तव में दिव्य हैं 

अब कबीर के रहस्यवाद पर इरष्टि डालिए । 

कबीर का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए है। वह एक ओर 
तो हिन्दुओं के अद्वैतवाद के क्रोड में पोषित है और दूसरी शोर 
मुसलमानों के सूफ़ी-सिद्धान्तों को स्पर्श करता है। इसका विशेष कारण 
यही है.कि.कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के सम्ताँ के सत्संग 
में रहे और वे प्रारम्भ से ही यह चाहते थे कि दोनों धर्म वाले 
आपस में दूध-पानी की तरह मिल जायें इसी विचार के वशीभूत होकर 
उन्होंने दोनों मतों से सम्बंध रखते हुए श्रपने सिद्धांतों का निरूपण किया। 
रहस्यवाद में भी उन्होंने श्रद्वेद्दाद और सूफी मत की “गंगा-जमुनी” 
साथ ही बहा दी | 





बुत, पक हो बाई. 
(7४६: 82707 कर मंशा आएीधाएाशा ता 


६8080 ज्ञतगए़ (980 8026 77४8 86७॥॥ 470॥॥ ॥6 ॥9॥6 
क्ञ500 8 8ए][0"79] 


दि आवसफ़र्ड बुक ऋव मिस्टिकल वर्स--इस्ट्रोडक्शन । *:4 


रे 


कबीर का रहस्यवाद २१ 


. रूप का अस्तित्व हैं| इस माया से छुटकारा पाना ही मानों आत्मा 
ओर परमात्मा की फिर एक बार णएक ही सचा स्थापित 
अतद्व वाद करना हैं। थ्रात्मा श्रौर परमात्मा एक ही शक्ति के 
दो भाग ह जिन्हें माया के परदे ने अलग कर दिया 
| जब उपासना या ज्ञानाजन पर माया नष्ट हो जाती हैं तब दोनों 
भागों का पुनः एकोकरण हो जाता है | कबीर इसी बात को इस प्रकार 
लिखते ई : । 
जब्न में कुम, ऋुम में जत्न है, बाहिर भीतर पानी | 
कूटा कुस जल्न जक्नदि समावा, यहु॒ तत कथोी गियानी || 
एक घढ़ा जल में तैर रहा है। उस घड़े में थोड़ा पानी भी है। 
घड़े के भीतर जो पानी है वह घड़े के बाहर के पानी से किसी प्रकार भी 
भिन्न नहीं है। किंतु वह इसलिए श्रल्ग है क्योंकि घड़े की पतली चादर 
उन दोनों अंशों को मिलने नहां देती, जिस प्रकार माया ब्रह्म के दो 
स्वरूपों को श्रलग रखती है। कु भ के फूटने पर पानी के दोनों भाग 
मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार साया के आवरण के हटने पर 
आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। यही अद्वैतवाद कन्ीर 
' के रहस्यवाद का आधार दै। 
(3) दूसरा श्राधार है मानो का सूफ़ीमत | इस यह निश्चय रूप 
से नहीं कह सकते कि उन्होंने सफ़ीमत न के लिए ही अपने 
शब्द! कहे हैं. पर यद निश्चय है कि मुसलमानी संस्कारों के कारण 
उनके विचारों में सूफ़ीमद का तत्व मिलता दै। 
(ईसा की श्राठवीं शताब्दी में इस्लाम धरम में एक विज्ञव हुआ 
राजनीतिक नहीं, धार्मिक | पुराने विचांणें के कट्टर मुसलमानों का एक 
विरोधी दल्ञ उठ खड़ा हुआ। यह फ़ारस का एक 
सूफ़ीसमत. छोटा-सा संप्रदाय था । इसने परपरागत मुस्लिम 
आदशों का ऐसा घोर विरोध किया कि कुछ समय 
तक इस्लाम के घार्मिक क्षेत्र में उथल-पुथल मच गई। इस संप्रदाय ने 


ज््क्छ 


२२ कंदीर का रहस्यवाद 


संसार के सारे सुर्खों को तिलांजलि-सी दे दी | संसार के सारे ऐश्वर्यों 
और सुखों को स्वप्न की भाँति भुला दिया । बाह्य &गार और बनावदी 
बातों से उसे एक बार ही घृणा हो गई। उसने एक ख़तंत्र मत की 
स्थापना की | सादगी और सरलता ही उसके बाह्य जीवन की अभिरुचि 

बन गई | कीमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से उसे घृणा हो गई । 
सरलता और सादगी का आदर्श अपने सम्मुख रख कर उस संप्रदाय ने 
अपने शरीर के वस्त्र बहुत ही साधारण रक्‍्खे | वे सफेद ऊन के साधारण 
बच्र | फ़ारसी में सफ़ेद ऊन को 'सूफ़” कहते हैं । इसी शब्दार्थ के 
अनुसार सफ़ेद ऊन के वस्त पहिनने वाले व्यक्ति 'सूफ़ी? कहलाने लगे | 
उनके परिधान के कारण ही उनके नाम की सृष्टि हुई । 


',.:“  सूफ़ीमत में भी यद्रपि बंदे ओर खुदा का एकीकरण हो सकता है 
पर उसमें माया का कोई विशेष स्थान नहीं है | जिस प्रकार' एक पथिक 


अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए; प्रस्थान करता हैं, मार्ग में उसे 
कुछ स्थल पार करने पड़ते हैं, उसी प्रकार सूफीमत में आत्मा परमात्मा 
से मिलने के लिए ब्यग्न होकर अग्रसर द्वोती है| परमात्मा से मिलने के 
हे आत्मा को चार दशाएँ पार करनी पड़ती 

१, शरियत (० «2.) 

२. तरीक्रत (७&25%) . 

३, हक़ीक़त («४५5० ) 

४. मारिफ़त (३ .*«) 

इस मारिफ़त में जाकर आत्मा ओर परमात्मा का सम्मिलन द्वोता 
है। वहाँ आत्मा स्वयं 'फ़ना(४७) होकर बक़ा? (५७.) के लिए प्रस्तुत 
होती है | इस प्रकार आत्मा में#परमात्मा का अनुभव दोने लगता है 
ओर “अनलहक़! (($००)४)) साथक हो जाता है । अपने अनुराग में 
चूर होकर आत्मा यह आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर से मिलती है 
ओर तब दोनों शराब-पानी की तरह मिल जाते हैं । 
- दूसरी बात यह है कि सूफ़ीमत में प्रेम का अंश बहुत महत्वपूर्ण है। 


कबीर का रहस्यवाद श्हे्‌ 


गम ही कम है, और प्रेम ही धर्म है। सूफ़ीमत मानों स्थान-स्थान पर 
प्रेम के आवरण से ढका हुआ हैं। उस सूफीमब् के बाग्म को प्रेम के 
फुहारे सदा सींचते रहते हैं। निस्वार्थ प्रेंम हो सूफीमत का प्राण है | 


फ़ारसी के जितने सूफ़ी कवि हैं वे कविता में प्रेम के अतिरिक्त कुछ 


जानते ही नहीं हैं । प्रमाणस्वरूप जलालुद्दीन रूमी और जामी के बहुत 
से उदाहरण दिए जा सकते हैं | 
प्रेम के बट 5८६३ प्रेम का नशा भी प्रधान है। उसमें 
नशे के खुमार का और भी महत्वपूर्ण अंश है। उसी नशे के खुमार 
की बदौलत ईश्वर की अनुभूति का अवसर मिलता है। फिर संसार की 
कोई स्तृति नहीं रहती, शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता। केवल परमात्मा 
की “लो” ही सत्र कुछ द्योती है। कबीर मे भी एक स्थान पर 
लिखा है :--- रा 
हरि रस पीया जानिये, कबहु न जाय खुमार । 
मैं मंता धरूमत _ फिरै, नाहीं तन की सार ॥ 
एक बात और है । सूफ़ीमत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में मानी 
गई है। वहाँ भक्त पुरुष बन कर ईश्वर रूपी स्त्री की सन्नता के लिए 
सौ जान से निसार होता है, उसके हाथ की शराब पीने को तरसता हैं, 
उसके द्वार पर जाकर ग्रेम की भीख माँगता है। ईश्वर एक दैवी स्री के 
रूप में उसके सामने उपध्यित होता है कीउदारस्पार्य रूमी की एक 
कविता का भावार्थ यह है :-- द 


... ्रियतमा के प्रति ग्रेमी की पुकार 
मेरे विचारों के संघर्ष से मेरी कमर टूट गई है । 
ओ प्रियतमें, आओ ओर करुणा से मेरे तिर का स्पर्श करो | 
मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पर्श मुझे शांति देता है। 
तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक है । 
मेरे सिर से अपनी छाया को दूर मत करो । 





ब्स्+ः आह 


२४ कबीर का रहस्यवाद 
मैं संतत हूँ, संतस हूँ। संत हूँ । 


ऐ, मरा जीवन लेलो 

तुम जीवन-स्रोत हो क्योंकि तुम्हारे विरह में में अ्र पने जीवन से क्लांत 
हूँ। में बह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निपुण है । 

में विवेक श्रीर बुद्धि से हैरान हूँ । 

५ अन्त में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अद्वेतवाद में आत्मा और 
परमात्मा के एकीकरण होने में चितन और माया का कड़ा मदहत्वपूर्शा 
भाग हैं और सूफ़ीमत म॑ उसी के लिए हृदय की चार अवस्थाओं और 
प्रेम का | हम यह पहले ही कह चुके हैं कि कबीर का रहस्यवाद हिन्दओं 
के अद्वेतवाद ओर मुसलमानों के सृफ़ीमत पर आश्रित है। इसलिए कन्ीर 
ने अपने रहस्यवाद के स्पष्टीकरण में दोनों की--श्रद्वेतवाद और सृफ़ीमत 
की--चार्तें ली हूँ  फलतः उन्होंने श्रद्वतवाद से माया और चिंतन तथा 
सूफ़ीमत से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद की सृष्टि की है| सूफ़ोमत के र्त्री- 
रूप भगवान की भावना ने अद्वेतवाद के पुरुष-रूपभगवान के सामने 
सिर क्ुका लिया है । इस प्रकार कबीर ने दोनों सिद्धांतों से अपने काम 
के उपयुक्त तत्व लेकर शेष बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है |] 

इस विषय में कभीर की कविता का उदारहण देना श्रावश्यक प्रतीत 
होता हे 

परमात्मा की श्रनुभूति के लिए आत्मा प्रेम से परिपृण होकर अग्रसर 
होती है । वह सांसारिकता का बहिष्कार कर दिव्य और अलौकिक बाता- 
वर्ण में उठती है। वह उस ईश्वर के समीप पहुँच जाती है जो इस 
विश्व का निर्माणकर्ता है। उस ईश्वर का नाम है सत्पुरुष । सत्पुरुष के 
संसरगग से वह आत्मा उस दैवी शक्ति के कारण हतब॒ुद्धि सी हो जाती है | 
वह समझ ही नहीं सकती कि परमात्मा क्‍या है, कैसा है ! वह अवाक 
रह जाती है। वह ईश्वरीय शक्ति अनुभव करती है पर उस्ते प्रकट नहीं 
कर सकती । इसीलिए, 'गूंगे के गुड़” के समान वह स्वयं तो परमात्मा- 


कबीर का रहस्थवाद ह र्र 


नुभव करती हैं पर प्रकट में कुछ भी नहीं कह सकती । कुछ समय के बाद 
जब उसमे कुछ बुद्धि आतो है ओर कुछ कुछ ज़वाग खुलती है तो वह' 
एकदम से पुकार उठती है ;--- 
कहदृहि कबीर पुकारि के, अदभुत कहिए ताहि । 
उस समय आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वह परमात्मा 
की ज्योति का निरूपण करने में समर्थ हो वह आश्चर्य और जिज्ञासा 
की दृष्टि से परमात्मा की श्रोर देखती रहती है। अंत में बड़ी कठिनता से: 
कहती है :--- 
वर्णँहुं कोन रूप ओ रेखा, 
दोसर कौन आहि जो देखा । 
आकार आदि नहिं चेदा, 
ताकर कहहु कौन कुल सेदा ॥ 
डे हि शा 
नहिं जल नहिं थल, नहिं थिर पवना 
को घरे नाम हुकुम को बरना 
नहिं कछ्ु होति दिवस ओ राती | 
ताकर कहूँ कोन कुल जाती ।। 
शून्य सहज मन स्मृति ते अगट भई एक जोति । 
ता पुरुष की बलिदारो, निरालंब जे होति | 
रमेनी ६ 
यहाँ आत्मा सत्पुरुष का रूप देख कर भुग्ध हो जाती है। धीरे- 
धीरे आत्मा परमात्मा की ज्योति में लीन होकर विश्व की विशालता काः 
अनुभव करती है ओर उस समय वह आनंदातिरेक से परमात्मा के गुण 
वर्णन करने लगती हैं :-- 
जाहि कारण शिव अजहुँ वियोगी । 
अंग विभूति लाइ भे जोगी ॥ 


श्र ई कबन्नीर का रहस्यवाद 


डोष सइज मुख पार न पार्वे 
सो अरब खसम सद्दित समुझायें || 
इतना सब कहने पर भी अन्त में यही शेष रह जाता है कि-- 
तहिया गुप्त स्थूल नहिं. काया । 
ताके शोक न ताके साया ॥॥ 
कमल पत्र तरंग इक माहीं । 
संग ही रहे लिप्त पे नाहीं ॥ 
आस श्रोस अंडन में रहई।! 
अरनित अंडन कोई कहई ॥ 
निराधार आधार ले जानी। 
राम नाम ले उचरे बानी॥ 
भ८ ५८ 
भर्मक बॉयल ई जगत, कोह न करे बिचार | 
हरि की भक्ति जाने बिना, भव बूड़ि सुआ सखार ॥ 
रमैनी ७४ 
इसी प्रकार संसार के लोगों को उपदेश देती हुई आत्मा 
कहती है :-- 
जिन यह चित्र बनाइयाँ, साँचो सो सूरति द्वार । 
कहदि कबीर ते जन भले, जे चित्रव॑ंतहिं लेहिं बिचार ॥ 
इस प्र म॒ की स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है कि श्रात्मा स्वयं 
| मात्मा की जी बनकर उसका एक भाग बन जाती है| यही इस प्रेम 
गे उत्कृष्ट स्थिति है । 
एक अंड डंकार ते, सब जग भया पसार | 
कहहिं कबीर सब नारी रास की, भ्रविच्चल पुरुष भतार ॥ 
रमैनी २७ 


और अन्त में आत्मा कहती है 


कबीर का रहस्थवाद रे 


इरि मोर पीव भाई, हरि मोर पीव। 7 
हरि बिन रहि न सके सोर जीव ॥ 
हरि मोरा पीव मैं रास की बहुरिया । 
राम बड़े में छुटक लहुरिया ॥ 
शब्द ११७ 


जो पे पिय के मन नहिं भाये । 
तो का परोसिन के दुलराये ॥ 
का चूरा पाइल ऊमकाएँ। 
फट्टठा भयो बिछुआ उमकाएँ॥ 
का काजल संदुर के दीये। 
सोलह सिंगार कहा भयो कीये ॥ 
अंजन मसंजन - करे उठगौरी । 
का पत्चि भरे नियोड़ी बौरी! 
जो पे पतिब्रता है नारी। 
केसे हो रहो सो पियद्धि' पियारी ॥ 
तन मन जोबन सोंपि खरीरा । 
ताहि सुद्दागि- कहे कबीरा ॥ 
इस रहस्यवाद की चरम सीमा उस समय पहुँच जाती हे जब आत्मा 
धूण रूप से परमात्मा में संबद्ध हो जाती हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं 
रह जाता | यहाँ आत्मा अपनी आकांक्षा पूर्ण कर लेती है और फिर 
आत्मा और परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है। कबीर उस स्थिति 
का अनुभव करते हुए! कहते हैं :--- 
हरि भरि हैं तो हमर हूँ भरे हैं। 
हरि न भरे हम काहे को मरि हैं ॥ 
आत्मा और परमात्मा में इस प्रकार मिलन हो जाता हैं कि एक के 
विनाश से दूसरे का विनाश और एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व 


श्प कबीर का रहस्थवाद' 


साथ्थक्‌ होता है | फ़ारसी में इसी विचार का एक बड़ा सुन्दर अवतरण 
है| निकल्सन ने उसका अँग्रेजी में अनुवाद कर दिया है, उसका तात्पय 
यही हैं :--- 

*जब वह ( मेरा जीवन तत्व ) दूसराः नहीं कहलाता तो मेरे गुण 
उसके ( प्रियतमा ) के गुण हैं और जब हम दोनों एक हैं तो उसका 
बाह्य रूप मेरा है। यदि वह बुलाई जाय तो मैं उत्तर देता हूँ और यदि 
मैं बुलाया जाता हूँ तो वह मेरे बुलने वाले को उत्तर देती है और कह 
, उठती हैं “लब्बयक”? (जो आशा )। वह बोलती है मानों में ही 
वार्तालाप कर रहा हूँ, उसी प्रकार यदि में कोई कथा कहता हूँ तो मानो 
_ वही उसे कहती है । हम लोगों के बीच में से मध्यम पुरुष स्वनाम ही 
उठ गया है । और उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से 
ऊपर उठ गया हूँ। 

इस चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्व था। उनकी 


कक 


5 एशढा ॥॥ (85567८6) $8 70६ ८०0१6त ६क० प्राण 
8049प्रा७ 78 65, थ्याएपे 66 एछ रष0 076 गहः 
0एाफ्कात 4598९ 48 एश6, 

3 806 96 60, (8 3 ज्ञाठ शाइच्रष, 2ए्त 
धाय धपाग्रा]0766 806 छाएजशछ8 गत छा0 ०७४ 776 
2896 टाप८85 49009898४ (8६ (09 58४१0७.) 

“शत 4 8068 8068, 905. ॥ ज्ञग0  207ए8/8६. 
८ एछांइ8 मई ते की 28 छउ0णए, 48 86 हा 
(8!8 [६, 

76 एकृा०एग्रठप्ा. रण 82००7प फुछ४०णव 8 807॥6 
0प्रा रण प४8 7०ज़लछत प४, ध्यगएत फैफ 48 सध्या0एक) 
क्षाय 8587 80078 (78 8620 ज0 868एश०/8, 

दि आइडिया अ्रव्‌ पर्सोनेलिटी इन सूफ़ोज्म, पृष्ठ २० 





कबीर का रहस्थवाद २६ 


उल्टवॉसियों में इसी आत्मा ओर परमात्मा का रहस्य भरा हुआ है । : 
7” इस प्रकार रहत्यवोद कौ पूरी अभिव्यक्ति हम केबोर की कविता में 
पाते है । 

अब हमें कबीर के रूपकों पर विचार करना है | 

जो रहस्यवादी अपने भावों को थोड़ा बहुत प्रकट कर सके हैं उनके. 
विषय में एक बात ओर विचारणीय है। वह यह कि ये रहस्यवादी 
स्वभावतः अपने विचारों को किसी रूपक में प्रकट करते हैं| वे स्पष्ट 
रूप से अपने भाव कहने म॑ असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि अनुभूत भाव- 
सौंदर्य इतना अधिक होता है कि वे साधारण शब्दों में उसे व्यक्त नहीं 
कर सकते | उनका भावोन्माद इतना अधिक द्ोता है कि बोलचाल 
के साधारण शब्द उनका बोम नहीं सम्हाल सकते। इसीलिए उन्हें 
अपने भावों को प्रकट करने के लिए. रूपकों की शरण लेनी पड़ती है | 
अंग्रेजी मं भी जो रहस्यवादी कबि हो गए हैं उन्होंने भी इस रूपक 
भाषा को अपनाया है| यह रूपक उन रहस्यवादियों के हृदय में इस 
प्रकार बिना श्रम के चला जाता है जिस प्रकार किसी ढालू जमीन पर 
जल की धारा | फल यह होता है कि रहस्यवादो स्वयं भूल जाता 
है कि जो कुछ वह मावोन्माद में, आनंदोद्रेक में कह गया वह लोगों 
को किस प्रकार समझावे, इसीलिए. समालोचकगण चक्कर में पड़ जाते 
हैं कि अमुक रूपक के क्या अर्थ हैं? उस पद का क्‍या श्रर्थ हो सकता 
है। यदि समालोचक वास्तव में कवि के हृदय की दशा जान जायें तो 
वे कवि को पागल कहेंगे और न प्रलापी । 

कूंबीर का रदस्थवाद बहुत .गहरा है.। उन्होंने संसार के परे अनंत 
शक्ति का परिचय पाकर उसे अगने को संबद्ध कर लिया है । उसी को 
उन्होंने अनेक रूपकों में प्रदर्शित किया है। एक रूपक लीजिए, :--- 


कि 





5]6 .87080926 ०६ 5ए7700!8 


३० कबीर का रदृस्थताद 


हरि मोर रदटा, में रतन पिउरिया | 
इरि का नाम ले कतति बहुरिया | 
छोी मास तागा बरस दिन कुकरी | 
लोग कहें सल कातल  बपुरी ४ 
कहहि कबीर सूत भले काता। 
चरखा न होय मुक्ति कर दाता ॥ 
देखने से अर्थ सरल ज्ञात होगा, पर वास्तव म॑ वह कितनी गहरी 
भावनाओं से ओत-प्रोत है यह विचारणीय हैं। रूपक भी चरखे से 
लिया गया है, इसलिए कि कबीर जुलाहे थे, ताना-बाना और चरखा 
उनकी आँखों के सामने सदेव भूलता होगा। उनकी इस स्वाभाविक 
प्रवृत्ति पर किसी को आश्चये न होगा | अब यदि चरखे का रूपक उस 
पद से हटा लिया जाय तो विचार की सारी शक्ति ढीली पड़ जायगी 
ओर भावों का सौंदर्य त्रिखर जायगा | उसका यह कारण है कि रूपक 
बिलकुल स्वाभाविक है। कब्चीर को चलते-फिरते यह रूपक सूक गया 
होगा। स्वाभाविकता ही सोंदर्य है। अ्रतएव इस स्वाभाविक रूपक को 
दृटाना सौंदर्य का नाश करना है। यहाँ यह स्पष्ट है कि आत्मा और 
परमात्मा का संबंध चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना महत्व 
रखता है । रहस्यवादियों ने तो यहाँ तक किया. है कि यदि उन्हें अपने 
भावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले तो उन्होंने नये गढ़ डाले हैं । मकड़ी 
के जोले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उससे नये शब्द और भाव 
उसी प्रकार निमित किए, गए हैं जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी इच्छा- 
नुसार धागे बनाती और मिदाती है | कबीर के उसी रूपक का परिवर्धित 
उदादरण लीजिए--- 
... / जो चरखा जरि जाय, बढ़ या नामरे । 
2 मैं कातों सूत हज़ार, चरखुला,जिन जरे ॥ 
5 बाबा, सोर ब्याइ कराव, अच्छा बरद्धि तकाय | ५ 
4जो लौं अच्छा बर न मिले, तो खरों तुमद्दि बिद्ाय ॥ / 


कबीर का रइस्थवाद ३2% 


८ अ्रथम नगर पहुँचते, परिगो सोग संताप । 

८ शक भ्रच॑भा हम देखा जो बिटिया व्याइल बाप | 

१ समधी के घर सम्रधी भ्राये, आये बहू के भाय । 

& गोडे चूदहा दे दे चरखा दियो दिढाय | 

/ देवलोक मर जायेंगे, एक न मरे बढ़ाय | 

/०यह मन रक्षन कारणै चरखा दियो दिढ़ाय ! 

/ कहह्टि कबीर सुनो हो संतो चरखा लखे जो कोय | 

(जो यह चरखा लखि परे ताको झावागमन न होय । 
शब्रीजक शब्द दम 

इसका साधारण अर्थ यही है :-- 

/ यदि चरखा जल भी जाय तो उसका ब्ननाने वाला बढ़ई नहीं मर 
सकता,श्पर यदि मेरा चरखा न जलेगा तो मैं उससे हजार सूत कातूँगी। 
2 बाबा, अच्छा वर खोज कर मेरा विवाह करा दीजिए# ओर जब तक 
अ्रच्छा वर न मिले तब तक आप ही मुझसे विवाह कर लीजिए ॥ नगर 
में प्रथम बार पहुँचते ही शोक और दुःख सिर आ पड़े #एक आश्चर्य | 
हमने देखा है कि पिता के साथ पुत्री ने अपना विवाह कर लिया 7 फलतः 
एक समधी के घर दूसरे समधी आये और बहू के यहाँ भाई /#चूल्हा में 
गोड़ा देकर ( चरखे के विविध भागों को सटा कर ) चरखा और मजबूत 
कर दिया ॥ख्॒र्ग में रहने वाले सभी देव मर जायेगे पर वह बंढुई नहीं 
मर सकता जिसने मन को प्रसन्न रखने के लिए चरखे को और सुधढ़ कर 
दिया है | कबीर कहते हैं, ओ संतो सुनो, कोई इस चरखे का वास्तविक 
रूप देखता है, जिसने इस चरखे को एक बार देख लिया उसका इस 
संसार में फिर आवागमन नहीं होता, वह संसार के बन्धनों से सदैव के 
लिए, छूट जाता है । 

सरसरी दृष्टि से देखने पर तो यह शञात होता है कि इस सारे अव- 
तरण में भाव-साम्य ही नहीं है। एक विचार है, वह समाप्त होने ही नहीं 
पाया ओर दूसरा विचार आ गया । विचार की गति अनेक स्थलों पर 


डरे कबीर का रहस्यवाद 


दूट गई है। भावों का विकास अ्रव्यवस्थित रूप से हुआ हैं, पर यदि 
रूपक के वातावरण से निकल कर--रूपक को एक-मात्र भावों के ग्रका- 
शन का सहारा मान कर हम उस अवतरणा के श्रन्तरंग अर्थ को देखे" 
'तो भीव-सौंद्यथ हमें उसी समय ज्ञात हो जायगा। विचार की सजाबट 
आँखों के सामने आर जायगी श्ौर हमें कर्वें का संदेश पढ़ते ही मिल 
जायगा | 

रूपकों के अव्यवस्थित होने के कारण यह हो सकता है कि जिस 
समय कवि एकाग्र होकर दिव्य शक्ति का सौन्दर्य देखता है, संसार से बहू 
'ऊपर उठ कर देवलोक में विहार करता है, उसी समय वह उस आनंद 
ओर भाव उन्माद को नहीं सैभाल सकता । उस मस्ती से दीवाना होकर 
वह भिन्न-भिन्न रीतियों से अपने भावों का प्रदर्शन करता दै। शब्द यदि 
उसे मिलते भी हैं तो उसके विहल आह्ाद से वे भिखर जाते हैं और 
'कबि का शब्द-समुह बूढ़े मनुष्य के निबल अंगों के समान शिविल पढ़े 
जाता है। यही कारण है कि भाषा की बागडोर उसके हाथ से निकल 
जाती है और वह असहाय होकर बिखरे हुए शब्दों में, श्रनियंत्रित 
वाग्धाराश्रों में, ट्ूटे-फूटे पदों में अपने उन्मत्त भावों का प्रकाशन करता 
है | यही कारण है कि उसके रूपक कभी उन्मत्त होते हैं, कभी शिधिल 
ओर कभी टूटे-फूदे । अब रूपक का आवरण हटा कर जरा इस पद का 
सौंदर्य देखिए:--- 

। यदि काल-चक्र ( चरखा ) नष्ट भी हो जाय तो उसका निर्माणुकर्ता 
अनंत शक्ति संपन्न ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता (यदि काल-चक्र न 
जले, न नष्ट हो, तो मैं सहल्ों कम कर सकता हूँ। हैं गुरु, आप इश्र 
का परिचय पाकर उनसे मेरा संबंध करा दीजिए. और जब तक ईश्वर न 
मिले तन्न तक आप ही मुझे अपने संरक्षण भें रखिए | (जो तो श्रच्छा 
बर न मिले तो लो तुमहि ब्रिहाय |) आप से प्रथम बार ही दीक्षित होने 
पर मुझे इस बात की चिन्ता होने लगी कि में किस प्रकार आपकी आशा 
पालन करने में समर्थ हो सकंगा। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके 


कबीर का रहस्यवाद डे 


प्रभाव से मेरी आत्मा अपने उत्पन्न करने वाले परम पिता ब्रह्म म॑ जाकर 
सम्बद्द हो गई | फल यह हुआ कि मेरे हृदय में ईश्वर की व्यापकता 
आर भी बढ गई ( समधी से समधी की भेंट हु ई, आत्मा के पिता ब्रह्म 

रु के पिता ब्रह्म की भैठ हुई, अ्र्थात्‌ ईश्वर को अनुभूति दशुनी हो 
गई [वाणी रूपी बहू के पास पांडित्य-रूपी भाई आया अ्रथांत्‌ वाणी 
में विद्वत्ता और पांडित्य आ गया। उस समय कर्मकांडों से सज्ञित काल- 
चक्र की इढ़ता और भी स्पष्ट जान पड़ने लगी । सारे विश्व को एक 
नज़र से देख लेने पर इतना अनुभव हो गया कि. विश्व की सभी वस्तुएँ 
मत्य हो सकती हैं पर वह अनंत शक्ति जिसने काल-चक्र का निर्माण 
किया है कभी नष्ट नहीं हो सकती । उसने हृदय को सुचारु रूप से रखने 
के लिए. इस काल-चक्र को और भी सुदृढ़ कर दिया [ कबीर कहते हैं कि 
जिसने एक बार इस काल-चक्र के मम को समझ लिया वह कभी संसार 
के बन्धनों से बद्ध नहीं हो सकता । उसे इंश्वर की ऐसी अ्रनुभूति हो जाती 
है कि उसके जन्म-मृत्यु का बन्धन नष्ट हो जाता है । 

रूपक का बँंधान कितना सुन्दर है ! अब हमें यह स्पष्ट जात हो गया 
कि रूपक का सहारा लेकर रहथ्यवादी किस प्रकार अपने भावों को प्रकट करते 
हैं । एक तो वे अपनी अनुभूति प्रकट हो नहीं कर सकते ओर जो कुछ 
वे कर सकते हैं ऐसे ही रूपकों के सहारे | ड्राक्टर फ्रायड का तो मत ही 
यही हैं कि आत्मा की भाषा रूपकों में ही प्रकट होती है द 

और वे रूपक भी केसे होते हैं ! उनके सामने संसार की वस्तुएँ 
गुब्बारे की माँति हैं जिनमें अनंत शक्ति गैस भरी हुईं है। यही गुब्बारे 
: कबिं की कल्पना के भोंके से यहाँ वहाँ उड़ते फिरते हैं । कवि की कल्पना 
भी इस समय एक घड़ी के पेंडुलम का रूप घारण करती है। वह पथ्वी 
ओर आकाश इन दो क्षेत्रों में बारी-बारी से घूमा करती है। आज ईश्वर 
की अन॑त विभूति है तो कल संसार की वस्तुओं में उस अनुभूति का 
प्रदर्शन है । सोमवार को कवि ने ईश्वर की अ्रनंव शक्तियों में अपने को 
मिला दिया था तो मंगलवार को वह कवि संसार में आकर उस दिव्य 

डरे 


३४ कबीर का रहस्यवाद 


अनुभूति को लोगों के सामने बिखरा देता है । 
कबीर के रूपकों के व्यवहार में एक बात और है। वह यह कि 
कत्रीर के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल हैं। यत्रपि उनके रूपक 
पुष्प की भाँति उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की भाँति विकसित भी, पर उनम॑ 
दरूहता के काँटे अवश्य होते हैं । शायद कबीर जटिल होना भी चाहत 
| यद्यवि वे लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहने थे 
तथापि वे यह भी चाहत थे कि लोग उनके पदों की समझने की कोशिश 
करें | सोना खान के भीतर ही मिलता है, ऊपर नहीं। यदि सोना ऊपर 
ही शिखर हुआ मिल जाय तो फिर उसका महत्त ही क्‍या रहा ! उसी 
प्रकार कभीर के दिव्य वचन रूपकों के अन्दर छिपे रहते हैं। जो जिज्ञासु 
होगे वे स्वयं ही परिश्रम कर समर लेंग अन्यथा मू्लों के लिए ऐसे 
बचनों का उपयोग ही क्या हो सकता है.! एक बार अंग्रजी के रहस्यवादी 
कवि ब्लेक से भी एक महाशय ने प्रश्न किया कि उनके विचारों का 
स्पष्टीकरण करने के लिए किसी श्रन्य व्यक्ति की आवश्यकता है| इस पर 
उन्होंने कहा, “जो वस्तु वास्तव में उत्कृष्ट है वह निबंल व्यक्ति के लिए 
सदैव अगम्य होगी और जो वस्तु किसी मूर्ख को स्पष्ट की जा सकती हैं 
वह वास्तव में किसी काम की नहीं। प्राचीन समय के विद्वानों ने उसी 
ज्ञान को उपदेशयुक्त समझा था जो त्रिलकुल स्पष्ट नहीं था, क्योंकि ऐसा 
ज्ञान काये करने की शक्ति को उत्तेजित करता है। ऐसे विद्वानों में में 
मूसा, सालोमन, ईसप, होमर और प्लेटो का नाम ले सकता हूँ ।? 
इसी विचार के वशीभूत होकर कबीर ने शायद कहां था ३-- 
कहें कबीर सुनो हो स'तो, यह पद करो नियेरा । 
अब हम रहस्यवाद की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहने 
हैं।ये विशेषताएँ रहस्यवाद के विषय में अत्यधिक विवंचना कर यह 
बतला सकती हैँ कि अम्क र्स्थवादों अपनी कतपना के जान मे कहा 
तक पउँचा उठ सका हैँ! इन्दीं विशषताओं का स्पष्टीकरण हम इस 


प्रकार कर | 


कबीर का रहस्यवाद ३२ 


श्हृस्यवाद की पहली विशेषता यह है कि उसमे प्रेम की घारा अनब्नोध . 


रूप से बहना चाहिए । रहस्यवादी अपनी शअ्रनभूति मे 

रहस्थयवाद की वह तत्व पा जावे जिससे उसके सांसारिक झलोकिक 
विशेषताएं. जीवन का सामंजस्य हो। प्रेम का मतलब हृदय की 
साधारणु-सी भावुक स्थिति न समभी जाय वरन्‌ वह 

अन्तरंग और सूक्म प्रवृत्ति हो जिससे अंतर्जगत अपने सभी अंगों का 


'टकककता3+क- केलनाजन,. ॥न3ी स>++र5 
विश अमन ले अं मी बे समन 


| मेल बहिंजगत से कर सक्रे | प्रेम हृदय की वह घनीभूत भावना हो जिससे 
जीवन का विकास सदैव उन्नति की ओर हो, चाहे वह प्र म॒ एक बुद्धिमान्‌ 
के हृदय में निवास करे अथवा एक मूर्ख के हृदय में । किन्तु दोनों स्थानों 
मे स्थित उस प्रेम की शक्ति म॑ कोई अंतर न हो | मं म का संबंध ज्ञान से 
नहीं हैं। वह हृदय की वस्तु है, मस्तिष्क की नहीं । अतएव एक साधारण 
से साधारण आदमी उत्कृष्ट प्रेम कर सकता है ओर एक विद्वान प्रेम की 
परिभाषा से भी अनभिज्ञ रह सकता है। इसलिए प्रेम का स्थान ज्ञान से 
बहुत ऊँचा है। रहस्यवाद में उतनी ज्ञान की आवश्यकता नहीं 
है जितनी प्रेम की। अतः कहा गया है कि ईश्वर ज्ञान से नहीं 
जाना जा सकता, प्रेम से वश में किया जा सकता है | जब 
तक रहस्यवादी के हृदय में प्रेम नहीं है तब तक वह अनंत शक्ति की 
ओर एकाग्र भी नहीं हो सकता | वह उड़ते हुए. बादल की भाँति कभी 
यहाँ भटकेगा, कभी वहाँ । उसमे स्थिरता नहीं आ सकती | इसलिए 
ऐसे ग्रेम की उत्पत्ति होनी चाहिए जिसमे बंधन नहीं, बाधा नहीं, 
' कलुपित ओर बनावटी नहीं। उस प्रम के आगे फिर किसी ज्ञान की 
आवश्यकता नहीं हैं : ४४४४9 
“7 गुरु प्रेस का अंक पढ़ाय दिया, 
झब पढ़ने को कछ नहिं बाकी । “- कबीर 

इस प्रेम के सहारे रहस्यवादी ईश्वर को अभिव्यक्ति पाते हैँ | जन्न 

ऐसा प्रेम होता है तभी रहस्यवादी मतबाला हो जाता है कबीर 


क्लाम हे 
कहते हैं १--- 


त्स्प्पी 


३६ कबीर का रहस्यवाद 


आठहूँ. पहर मतवाला लागी रहै, 
अठहूँ: पहर की छाक पी, 
आठहूँ. पहर मस्ताना माता रहै, 
ब्रह्म की छौल में साथ जीवे, 
साँच ही कहतु और साँचहि गहतु है, 
काँच को ध्याग करे साँच लागा, 
कहै कब्बीर था साथ निर्भय हुआ; 
जनम और भरन क़ा भर्म सागा | 
ओऔर उस समय उस प्रेम में कौन कौन से दृश्य दिखलाई पड़ते हैं ! 
रागन की गुफा तहाँ गेब का चांदुना 
डद्य और अस्त का नाव नाहीं। 
दिवस ओर रेन तहाँ नेक नहिं पाइए, 
प्रेम ओ परकास के सिंध माही ॥ 
सदा आनंद दुख दंदु व्यापे नहीं, 
पूरनानंद भर प्र देखा । 
भर्म भर आंति तहाँ नेक आये नहीं, 
कहे कब्बीर रस एक पेखा ॥ 
प्रेम के इस महत्व की उपेक्षा कौन कर सकता है! इसीलिए तो 
रहस्यवाद के इस प्रेम को अबुल अल्लाह ने इस प्रकार कहा है :-- 
जे, मन्दिर या काबा का पत्थर; कुरान, बाइबिल या शहीद 
की अस्थियाँ; ये सब और इनसे भी अधिक ( वस्तुएँ ) मेरे द्ृदय को 
सह्य हैं क्योंकि मेरा धम केवल प्रेम है। 
१९ ०77०0, 8 (९7006, ० 2 ५09 80076, 
पाए झा 29798 ०» ऐैश्वा।एश१8 0076 
4]] (9656. 70 पा०6 779 ग68700 097 ६06796 
5]7006 एएए 72807 48 [0४8 9078. 





' कबीर का रहस्थवाद दे७ 


प्रोफ़ेतर इनायतख़ाँ रचित 'सूफ़ी मैसेज? 'पुस्तक का एक अवतरण 
लेकर हम इसे और भी स्पष्ट करना चाहते हैं :-- 
सूफी अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए; प्रेम और भक्ति का 
मांग ग्रहण करते हैं क्योंकि वह प्रेम-भावना ही है जो मनुष्य को एके 
जगत से मिन्न जगत में है और यही वह शक्ति है जो फिर उसे 
भिन्न जगत से एक जगत में ले जा सकती है। 
कहने का तात्पय यह है कि प्रेम का किसी स्वार्थ से रहित होना 
अधिक आवश्यक है, अन्यथा प्रेम का महत्व कम हो जाता है। अतएव 
रहस्यवादी में निस्वार्थ प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है | 
रहस्यवाद की दूसरी विशेषता यह है कि उससे आध्यात्मिक-तत्व-हो। " 
संसार को नीरेस वस्तुओं से बहुत दूर एक ऐसे वातावरण -में...हस्यवाद 
रूप अहरण करता है, जिससे सदेव नई नई उमंगों की सष्टि होती है। 
उस दिव्य वातावरण म॑ कोई भी वस्तु पुरानों नहीं दौरखंती । रहस्यवादी 
के शरीर में प्रत्येक समय ऐसी स्फूर्ति रहती है जिससे वह अनंत शक्ति 
की अनुभूति में मग्न रहता है और सांसारिकता से बहुत दूर किसी ऐसे 
स्थान में निवास करता है जहाँ नतो मृत्यु का भय है, न रोगों का 
श्रस्तित्व हैं और न शोक का ही प्रसार है | उस दिव्य मिठास में सभी 
वस्तुएँ एकरस मालूम पढ़ती हैं और कवि अपने में उस स्फूर्ति का 
अनुभव करता है जिससे ईश्वरी संबंध की अभिव्यक्ति होती रहती है। 
श5पा5 ०87७ 46 ०0प्रा5उ8 रण ]0ए8 &00 त67४०००7 
(0. 26८०गाजओंशाी धीढ्ंए कंशाा68. धाए 2828प86 . ॥६ 
78 40786 जञां८0) 88 9>0प्0 एाधा 07 8४06 शण6 
ण॒ ए्ओंए ६० थी जात 6 ४४४०६ 2गर्प (86 88706 
0706  ब82ा। ०70 868 गया 40 ४76 शरूणाते 6 
एऑआाएए ईणा 9 ए प्रधापंटए, 
5 १(०४४०26- 


हे कबीर का रहस्थवाद 


उस आध्यात्मिक दशा में रहस्यवाद अपने को ईश्वर से मिला देता 
है और उस अलोकिक आनंद में मस्त हो जाता है जिसमे मंसार के 
सूखेपन का पता ही नहीं लगता | उस आध्यात्मिक तत्त्व म॑ अनंत से 
मिलाप -की ग्रबानता रहती है । आत्मा और परमात्मा दोनों की 
अमभिन्नता स्पष्ट प्रकट होती हैं। प्रसिद्ध फ़ारसी कबि जामी ने उसी 
आध्यात्मिक तत्त्व में अपना काव्य-कोशल दिखलाया है । 

अल-हल्‍्लाज मंसूर की भावना भी इसी प्रकार है :--- 

"तेरी आत्मा मेरी आत्मा से मिल गई हे जैसे स्वच्छु जल से शराब | 
जब कोई वस्तु तुके स्पश करती है तो मानों बह मुझे स्पर्श करती है। 
देख न, सभी प्रकार से तू में? है 

कबीर ने निम्नलिखित पद-में--इसी-आश्राव्यात्मिक.. तत्व का कितना 
सुन्दर विवेचन किया है :--- 

योगिया की नगरी बस संत कोई 
जो रे ब् सी थोगिया होई; 
वही योगिया के डढ्टदा ज्ञाना 
कारा चोला नाहीं माना; 
प्रकट सी कंथा गुप्ता धारी 
तासें मूल संजीवनी भारी; 
वा योग्रिया की युक्ति जा बूरे 
नाम रमे सो चत्रिभुवन सूझे; 
अमृत बेली छुन छुन पीचे 
कहे कबीर सो थुग युग जोीबें। 

56 छाप 8 गांगिएी४त ॥ गए इज एसएा 
48 जा786 48 वशाग्रए]रत ज्ञांपीा ऊपाए शब्यण',. शाला 
279 पागञए (0प0065, [॥66, 7 +०700९05 ॥१0. ..0, 
[7 6४०४५ ०८986 +॥) ०प था 4. 

दि आइडिया अबू पर्सोनिलिदी इन सूफ़ीज्म, पृष्ठ ३० 


कबीर का रहस्यवाद श्६ 


| कर-अमकन प३०१३५०७५००॥कराइुकथ>बा कक, कै "मर 


मु्त न हो । उसमें सदेव ऐसी शक्ति रहे जिससे*रहस्यवादी को दिव्य और 
अलौकिक भझाँकी दीखती रहे । यदि रहस्यवाद की शक्ति अपूण रही तो 
रहस्यवादी अपने ऊँचे आसन से गिर कर यहाँ वहाँ भटकने लगता है 
ओर ईश्वर की अनुभूति को स्वप्न के समान समझने लगता है | रहस्य- 
वाद तो ऐसा हो कि एक बार ही रहस्यवादी यह शक्ति प्राप्त कर ले कि 
वह निरंतर ईश्वर में लीन हो जाय | जन्न उसमें एक बार वह क्षमता आ 
गईं कि वह ईश्वरीय विभूतियों को स्पशे कर अपने में संबद्ध कर ले तत्र 
यह क्यों होना चाहिए कि कभी कभी वह उन शक्तियों से हीन रहें? 
सूफ़ी लोग सोचते हैं कि रहस्ववादी की यह दिव्य परिस्थिति स्देव नहीं 
रहती । उसे ईश्वर की अनुभूति तभी होती हैं जब उसे हाल” आते हैं । 
जीवन के अन्य समय में वह साधारण मनुष्य रहता है। में इससे सहमत 
नहीं हूँ । जब रहस्यवादी एक बार दिव्य संसार में प्रवेश कर पाता है, 
जब वह अपने प्रेम के कारण अनंत शक्ति से मिलाप कर लेता है, 
उसकी सारी बातें जान जाता है तब फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि 
वह कभी कभी उस दिव्य लोक से निकाल दिया जाय, अथवा दिव्य 
सोंदर्य का अवलोकन रोकने के लिए उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी 
जाय । रहस्यवादी को जहाँ एक बार दिव्य लोक में स्थान प्राप्त हुआ 
कि वह सर्देव के लिए. अपने को ईश्वर में मिला लेता है ओर कभी उससे 
अलग होने की कल्पना तक नहीं करता | 

रहस्यवाद की चौथी विशेपता यह है कि अनंत की ओर केवल 


हक ७*- १०९५०५५० 


& राम इक लेक तरने#ब++ ++ शा घाब पक काल आ कक 440 ४०३+ 25३ १+५ ९९२०, ५०००३#० ०९-+-२३म॥४+२००॥५६ ७५५ हल (ने '+>के, विंसतन-ए५/%7की ++नंअ तक पे 


बातों मे लग्न रहा तो रहस्यवाद की कोई विशेषता ही नहीं रही। 
अंडरहिल रचित मिस्टिसिज्म में इसी विषय पर एक बड़ा सुन्दर 
अवतरण ६ | 

मेंगढेवर्ग की मेक्थिल्ड को एक दर्शन हुआ । उसका बर्गान 


०0५ 


हु | 


8० कबीर का रहस्यवाद 


प्रकार है +--- 

आत्मा ने अपनी भावना से कहा! --- 

“शीघ्र ही जाश्ो, और देखो कि मेरे प्रियतम कहाँ हैं! 
जाकर कहो कि में वुम्हें प्यार करती हैँ ।?? 

भावना चली, क्योंकि वह खभावतः ही शीघ्रगामिनी है ओर स्वर्ग 
में पहुँच कर बोली :-- 

“प्रभो, द्वार खोलिए और म्रुके भीतर आने दीजिए |”? उस स्वर्ग 
के स्वामी ने कहा, “इस उत्सुकता का क्‍या वात हैं?” भावना ने 

तर दिया, भमगवन्‌ में आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मेरी स्वामिनी 

अब अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकती | यदि आप इसी समय उसके 
पास चले चलेंगे तथ शायद वह जी जाय | श्रन्यथा वह मछली जो सूखे 
तट पर छोड़ दी जावे, कितनी देर तक जीवित रह सकती है !” 

ईश्वर ने कहा, लौट जाओ । मैं तुम्हें तब तक भीतर न आने 
दूंगा जब तक कि तुप्र मेरे सामने वह भूखी झात्मा न लाओगी, क्योंकि 
उसी की जपस्थिति मे मुझे आनंद मिलता है |?” 

इस अवतरण का मतलब यही है कि अनंत का ध्यान केवल भावना 
से ही न हो वरन्‌ आत्मा की सारी शक्तियों एवं आत्मा से ही हो 

आत्मा और परमात्मा के मिलन भें माया का आवरण ही बाधक 
है | इसीलिए कब्नीर ने भाया पर भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने 
रमैनी? और शब्द! में माया का इतना वीभमत्स और भीषण चित्र खींचा 
है जो इष्टि के सामने आते ही छृदय को आक्रोशपूर्य भावनाओं 
देता है | ज्ञात होता है, कचीर माया को उस हीन इृष्टि से देखते थे 


पे पक पका एक साथु या महात्मा किसी वेश्या को देखता है | मानो कबीर 
मांया का सर्वनाश करना थे। वास्तव में यही तों उनके रहस्यवाद 
में, आत्मा और परमात्मा की संघि में बाधा डालने वाली सत्ता थी। 


उन्होंने देखा संसार सत्पुरुष की आराधना के लिए. है। जिस निरंजन ने 
एक बार विश्व का सुजन कर दिया वह मानो इसलिए कि उसने सत्पुरुष 


भा, 


उनस्र 


(्‌ 


कबीर का रहस्यवाद ह श््पः 


को उपासना के साधन की सृष्टि की | परंतु माया ने उस पर प्राप का 
परदा सा डाल दिया | कितना सु दर संसार है, उसमें कितनी ही - सु दर 
वस्तुएँ हैँ | वह संसार सुनहल्ा है, उसमें मधुर सुग्गंधि हैं। सुदर अमराई 

उसमें सुदर बौर फूला है। मनोहर इंद्र-धनुष हैं, उसमें न जाने 
कितन रंगों की छटा है| पर वह सुगंघि, वह बौर, वह रंग, माया के 


॥४९ #... बजअबंधा०-॥.. 7:8/ शगक्रवर + प्रजा झडककमलशााकक न, 


आतंक से कलुषित हैं। उस पुण्य के सुन्दर भांडार में पाप की वासना“ 


-2७4.8७ ४४३४४) 


पूर्ण मद्रा हैं। उस सुनहले स्वप्न में भय और आशंका को बेदना है । 
सष्टि होनी चाहिए | वासना के काले बादलों से अलग संसार का इंद्र- 
घड॒प जगमगावे । उस संसार में निवास हो पर उसमें आसक्ति न हो 
संसार की विभूतियाँ जिनमे माया का अस्तित्व है, नेत्रों के सामने मिखरी 
रहें पर उनकी ओर आकर्षण न हो । संसार में मनुष्य रहे पर माया के 
कलुपित प्रभाव से सदेब दूर रहे 

अपना दरुमनीः और 'शब्द' में कबीर ने माया के संबंध में बड़े 
अभिशाप दिए हैं। मानों कोई सैत किसी वेश्या को. बड़े. कड़े शब्दों में 
धिक्कार रहा है और वह चुपचाप सिर कुकाए सुन रही है। वाक्य-बाणों! _ 
की बाछार इतनी तेज हो गई है कि कबीर को पद्‌ पद पर उस तेजी को 
सम्हालना पड़ता हैं | वे एक पद कहकर शांत अथवा चुप नहों रह सकते । 
वे बार-बार अनेक पदों में अपनी भत्सनापू्णं भावना को जगा जगा कर 
माया की उपेज्ञा करते हैं। वे कभी उसका वामनापूर्ण चित्र अंकित 
करते हैं, कभी उसकी हँसी उड़ाते हैं, कभी उस पर व्यंग्य करते हैं, और 
कमी क्रोध से उसका भीषण तिरस्कार करते हैं । इतने पर भी जब उनका 
मन नहीं मानता तो वे थक कर संतों को उपदेश देने लगते हैं। पर जो 
आग उनके मन में लगी हुई है वह रह रह कर सुलग ही उठती है । 
अन्य बातों का वर्शन करते करते फिर उन्हें माया की याद आ जाती 
है, फिर पुरानी छिपी हुई आग प्रचंड हो उठती है और कबीर भयानक. 
स्वप्न देखने वाले की भाँति एक बार काँग कर क्रोध से न जाने क्या: , 


9२ कबीर का रहस्यवाद 


'कहने लग जाते हैं | 
.# कुबीर ने माया की उत्पत्ति की बढ़ी गहन विवेचना को हैं, उतनी 
शायद किसी ने कभी नहीं की | बीजक के आदि मंगल? से यद्यपि बह 
विवेचना कुछ भिन्न है तथापि क्रीरपंथियों में यही प्रचलित है : 

प्रारंभ में एक ही शक्ति थी, सार-भूत एक आत्मा ही थी। उसमे न 
'राग था न रोप, कोई विकार नहीं था। उस सार-भृत आत्मा का नाम 
था सत्पुरुष | उस सत्पुरुष के हृदय में श्रुति का संचार हुआ और धीरे 
घीरे भ्रुतियाँ सात हो गई | साथ ही साथ इच्छा का आविर्भाव हुआ। 
उसी इच्छा से सत्पुरुष ने शूल्य में एक विश्व की रचना की | उस विश्व 
'के नियन्त्रण के लिए उन्होंने छः ब्रह्माश्रों को उत्पन्न किया । उनके 
'नाम थे :-- 

आकार 

सहज 

श्च्छा 

सोहम्‌ 

अचित ओर 

श्र 

सत्पुरुष ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी जिसके द्वारा वे अपने 
अपने लोक में उत्तत्ति के साधन और संचालन की श्रायोजना कर 
सके । पर सत्पुरुष को अपने काम में बड़ी निराशा मिली। कोई भी ब्रह्मा 
अपने लोक का संचालन सुचारु रूप से नहीं कर सका। सभी अपने 
कार्य में कुशलता न दिखला सके, अतएव सत्पुरुष ने एक युक्ति सोची । 

चारों ओर प्रशांत सागर था। अनंत जल-राशि थी। एकत में 
'मीन होकर अन्ञर बैठा था । सत्पुरुष ने उसकी आँखों मे नींद का एक 
मोका ला दिया। वह नींद में फूमने लगा। धीरे-घीरे वह शिशु के 
'समान गदरी निद्रा में निमम्म हों गया। जब्न उसकी आँख खुली तो 
उसने देखा कि उस अनंत जल गशि के ऊपर एक अंडा तेर रहा है | 


कबीर का रहस्यवाद 'छडे 


वह बड़ी देर तक उसकी ओर देखता रहा; एकटक उसपर दृष्टि जमाये 
रहा । उस दृष्टि में बड़ी शक्ति थी। एक बड़ा भरी शब्द हुआ, वह अंडा 
फूट गया। उसमें से एक बड़! भयानक पुरुष निकला, उसका नाम 
रकक्‍खा गया। निरंजन । यत्रपि निरंजन उद्धत स्वभाव का था पर* उसने 
सत्पुरुष की बड़ी भक्ति की | उस भक्ति के बल पर उसने सत्पुरुष से यह 
वरदाना माँगा कि उसे तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त हो । 
इतना सत्र होने पर भी निरंजन मनुष्य की उत्पत्ति न कर सका। 
इससे उसे बड़ो निराशा हुईं | उसने फिर सत्पुरुष की आराधना कर 
एक स्त्रां को याचना की | सत्पुरुष ने यह याचना स्वीकार कर एक स्त्री 
की सूष्टि की | वह स्त्री सत्पुरुष पर ही मोहित हो गई और सदैव उसकी 
सेवा में रहने लगी | उससे बार-बार कहा गया कि वह निरंजन के समीप 
जाय पर फल इसके विपरीत रहा । वह निरंतर सत्पुरुष की और ही 
आकष्ट थी | सत्पुरुष के अपरिमित प्रयत्नों के बाद उस स्त्री ने निरंजन 
के पास जाना स्वीकार किया | उससे कुछ समय के बाद तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए । 
१, ब्रह्मा 
२, विष्णु 
३. महेश 
पुत्नोत्पत्ति के बाद निरंजन अदृश्य हो गया, केवल स्रीही बची, 
उसका नाम था माया । 
बन्मा ने अपनी माँ से पूछा-- 
के तोर पुरुष का करि तुम नारी ! 
(रमैनी १) 
कौन तुम्हारा पुरुष हे, तुम किसकी स्त्री हो ! 
इसका उत्तर साथा ने इस प्रकार दिया-- 
दस तुम; तुस हस, ओर न कोई, 
तुम मम पुरुए, हमहीं तोर जोई । 


४४ कबोर का रहस्थचाद 


कितना अनुचित उत्तर था ! माँ अपने पुत्र से कहती है, केवल हम 
दी तुम हैं ओर तुम ही हम, हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हैं । 
तुम्हीं मेरे पति हो और में ही तुम्हारी र्री हैँ । 

ईसी पद में कबीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है। यही 
संसार का निष्कर्ष है ओर कबीर को इसी से घृणा है। माँ स्वयं अपने 
मुख से अपने पुत्र की स्री बनती है | इसीलिए कब्नीर अपनी पहली रमैनी 
में कहते हैं-- 

बाप पूत के एके नारी, एके माय बियाय । 

मातृ-पद को सुशोमित करने वाली वही नारी दूसरी बार उसी पुरुष 
के उपभोग की सामग्री बनती है। यह है संसार का ओछा और वासना- 
पूर्ण कोतुक ! माता के पद को सुशोमित करने वाली स्री उसी पुरुष- 
जाति को अंकशायिनी बनती है |! कितना कलुषित संबंध है! इसीलिए: 
कबीर इस संसार से घुणा करते हैं.। वे अपने छुठे शब्द में कहते हैं :--- 

सर तो, अचरज एक भी भारी 
पुत्र धरल महतारी ! 

सत्पुरुष की वद्दी उत्कृष्ट विभूति जो एक बार गौरवपूर्ण वैभव तथा: 
संसार की सारी उजवल शक्तियों से विभूषित होकर माता बनने आई 
थी, दूसरे ही ज्ञण संसार की वासना की वस्तु बन जाती है ! संसार की 
यह" वासनामयी प्रश्नत्ति क्या कम हेय है ! कबीर को यही संसार का 
व्यापार घ्रुणापर्ण दीख पड़ता था। 

माया के इस घृणित उत्तर से ब्रह्मा को विश्वास नहीं छुआ। वह 
निरंजन की खोज में चल पड़ा | माया ने एक पुत्री का निर्माण कर उसे 
' बह्मा के लौटने के लिए. भेजा पर ब्रह्मा ने यही उत्तर दिया कि मैंने 
ऋपने पिता को खोज लिया है, और उनके दर्शन पौरैलिए हैं । उन्होंने, 
यही कहलाया हैं कि तुमने (माया ने) जो कुछ तु बह असत्य है, 
ओर इस असत्य के दूड स्वरूप तुम कभी स्थिर न रह सकोगी । 

इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा ने सष्टि-रचना की जिसमें चार प्रकार के जीवों 


कबीर का रहस्यवाद घर 


की उत्पत्ति हुईं | 
१ अंडज 
२ पिंडज 
हे श्वेदज 
४ उद्मिज 


सारी सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन करने लगी और 
माया का तिरस्कार होने लगा। माया इसे सहन न कर सकी। जब 
उसने देखा कि मेरे पुत्न मेरा तिरस्कार करा रहे हैं तो उसने तीन पुत्रियों 
को उत्पन्न किया जिनसे ३६ रागिनियाँ और ६३ स्वर निकल कर संसार 
को मोह में आबद्ध करने लगे । सारा संसार माया के सागर में तैरने 
लगा और सभी और मोह और पाखंड का प्रभुत्व दीखने लगा। संत 
लोग इसे सहन न कर सके ओर उन्होंने सत्पुरुष से इस कष्ट के निवारण 
करने की याचना की | सत्पुरुष ने इस अवसर पर एक व्यक्ति को भेजा 
जो संसार को माया-जाल से हटा कर सत्पुरुष की ओर ही आकर्षित 
करे। इस व्यक्ति का नाम था। 

कबीर 

विश्व-निर्माण के विषय में इसी धारणा को कबीर-पंथी मानते 
हैं ।' कभीर स्वयं इसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वे सत्पुरुष 
द्वारा भेजे गए हैं और सत्पुरुष ने अपने सारे गुणों को कबीर में स्थापित 
'कर दिया है। इसके अनुसार कबीर अपने और सत्पुरुष में भेद नहीं 
मानते । कबीर के रहस्यवाद की विवेचना में हम इस विषय का निरूपण 
कर ही आए: हैं | 

रमेनी! और “शब्दों? को आद्योपांव पढ़ जाने के बाद हम ठीक 
विवेचन कर सकते हैं कि कब्नीर माया का किस प्रकार बहिष्कार या 
तिरसस्‍्कार करते हैं | 


न्‍सकनयकक न या हनन -सओकननकल- कब» ५ ++ मे >वननननन ायाण 5 री की. अल 


दामा खेड़ा (छत्तीसगढ़) मठ में अचलित ४ 


छ््द कबोर का रहस्यवाद 


शंकर और कबीर के मायावाद में सब से बड़ा अंतर यही हैं कि 
शंकर की माया केवल अम-मूलक है | उससे रस्सी में साँप का या सीप 
में जक काया मृगजल में जल का भ्रम हो सकता है। यह नाम 
रूपात्मक संसार असत्य द्ोकर भी सत्य के समान भासित होता है किन्तु, 
कृबीर ने इस पश्रम की भावना के अतिरिक्त माया को एक चंचल ओर 
छु्मवेपी कामेनी का रूप दिया हैं जो संसार को अपनी ओर आकर्षित, 
कर वासना के मार्ग पर ले जाती है। माया एक विलासिनी स्त्री हे | 
इसीलिए कबीर ने कनक ओर कामिनी को माया का ग्रतीक माना 8ै। 
इस माया का अपार प्रभुत्व ह्‌ | वह तीनों लोकों को लूट चुकी 

रसेया की दुलहिनः लूटा बजार | 


आध्यात्मिक विबाह 


प्य्युभा से परमात्मा का जो मिलाप होता है उसका मृल कारण 
प्रेम हैं। बिना प्रेम के आत्मा परमात्मा से न तो मिलने ही 
पाती है और न मिलने की इच्छा हो रख सकती है। उपासना से तो 
का भाव उत्पन्न होता है, आराध्य के प्रति भय और आदर होता है 
पूर भक्ति या भेम से हृदय में केवल सम्मिलन की आकांच्षा उत्तन्न होती 
है। जब सूफीमंत में प्रेम का प्रधान महत्व हँ--रहस्यवाद में प्रेम का 
आदि स्थान है--जो आत्मा में परमात्मा से मिलने की इच्छा क्‍यों न 
उत्पन्न हो ! प्रेम ही तो दोनों के मिल्लन का कारण है। 
प्रेम का आदर्श किस परिस्थिति में पूर्ण होता है ! माता-पुत्र, पिता 
पुत्र, मित्र-मित्र के व्यवहार में नहीं | उसका एक कारण है। इन संबंधों 
में स्नेह की प्रधानता होती है। सरलता, दया, सहानुभूति ये सब स्नेह 
के स्तम्भ हैं। इससे हृदय की भावनाएं एक शांत वातावरण ही में 
विकसित होती हैं। जीवों के प्रति साधु और संतों के कोमल हृदय का 
चिंब ही स्नेह का पूर्ण चित्र है। उससे इंद्रियाँ स्वस्थ होकर शांति और 
सरलता से पुष्ठ होती हैं। प्रेम स्नेह से कुछ भिन्न है। प्रम म॑ एक प्रकार 
की मादकता होती है। उससे उत्तेजना आती है। इंद्रियाँ मतबाली 
होकर आराध्य को खोजने ल्षगती हैं। शांति के बदले एक ग्रकार की 
विहलता आ जाती हैं | हृदय म॑ एक प्रकार की हलचल मच जाती है। 
संयोग में मी अशांति रहती हैं। मन में आकपणु, सादकता अनुराग 
की प्रवृत्तियाँ ओर अंतर्पन्नत्तियाँ एक बार ही जागृत हो जाती हैं। इस 
प्रकार के प्रेम की पर्णाता एक ही संबंध मे हैं और वह संबंध है पति 
पत्नी का | रहस्यवाद या सुफ़ीमत में आत्मा ओर परमात्मा के प्रेम की 
पूर्णता ही प्रधान है; अ्रतएव उसकी पूर्ति तभी हो सकती हें जब आत्मा 


| 


कप कबीर का रहस्थवाद 


आऔर परमात्मा में पति-पत्नी का संबंध स्थावित हो जाय | कशीर ने लिखा 
दी हट ५५ ३ 
; लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाख । 
लाली देखन में गई, में भी हो राई लाल ॥ 

उस संबंध में प्रेम की महान शक्ति छिपी रहती है। इसी भ्रम के 
सहारे आत्मा में परमात्मा से मिलने की क्षमता आती है। इस प्रेम 
मं न तो वासना का विस्तार ही रहता है ओर न सांसारिक सुख्तों की तृप्ति 
ही। इसमें तो सारी इंद्रियाँ आकर्षण, मादकता और अनुराग की 
प्रवृत्तियाँ और अंतर्पवृत्तियाँ लेकर स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर 
बैसे ही अग्रसर होती हैं जैसे नीची जमीन पर पानी | अतएब ऐसे प्रेम 
की पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा और परमात्मा में पति-पत्नी का 
संबंध स्थापित हो जाय | बिना यूह संबंध स्थापित हुए पविन्न प्रेम में 
'"पूणता नहीं आ सकती । हृदय के स्पष्ट भावों की स्वतन्त्र व्यज्ञना हुए, 
(बिना अम की श्रभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती। एक प्राण में दूसरे प्राण 
के घुल जाने की बांछा हुए जिना प्रेम में पूणता नहीं आ्रा सकती | एक 
आवना का दूसरी भावना में निहित हुए, बिना प्रेम में मादकता नहीं 
आती | अ्रपनी आकाक्षाएं, आशाएँ, इच्छाएँ, अभिलाषाएँ: और सच 
कुछ आराध्य के चरणों में समर्पित कर देने की भावना आए, बिना प्रेम 
'पति-पत्नी के संबंध में ही निहित हैं। इसलिए, प्रेम की इस स्वतन्त्र 
'व्यक्ञना को प्रकाशित करने के लिए बड़े-बड़े रहस्यवादियों ने--हँचे 
से ऊचे सूफियों ने आत्मा और परमात्मा को पति-पत्नी के संबंध में 
'संसार के सामने रख दिया है। रहस्यवाद के इसी प्रेम में झात्मा स्नरी 
बनकर परमात्मा के लिए तड़पती है, सफीमत के इसी प्रेम में जीवात्मा 
हम परमात्मा रूपी ज्री के लिए तड़पता है। इसी प्रेम के 


रा. 


गर्म रहस्यंवाद और सूफीमत की पूर्णता है। प्रेम के इस तंयोग 
डी को आध्यात्मिक विवाह कहते हैं । 


कबीर का रहस्यचाद ४६ 


कृवीर ने भी अपने रहस्यवाद में आत्मा को स्री मान कर पुरुष- 
'रूप परमात्मा के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का निरूपण किया है। इस परम के 
संयोग में जब तक पूर्णता नहीं रहती तब तक आत्मा विरहणी बन कर 
परमात्मा के विरह में तड़पा करती है | इस विरह में वासना का चित्र 
होते हुए भी ग्रेम की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति रहती है। वासना केवल प्रेम 
का स्थूल रूप हे जो नेन्नों के सामने नम्म रूप में आ जाता है पर यदि 
उस वासना में पवित्रता की सृष्टि हुईं तो प्रेम का महत्व ओर भी बढ़ 
जाता हूं | रहस्थवाद की इस वासना में सांसारिकता की ब नहीं उसमें 
आध्यात्मिकता की सुगंध है। इसलिए विरह की इस वासना का महत्व 
तहुत अधिक बढ़ जाता है। कबीर ने विरह का वर्शन जिस विद्रदता के 
साथ किया हे उससे यही ज्ञात होता है कि कब्नीर की आत्मा ने 
स्वयं ऐसी विरहिणी का वेष रख लिया होगा जिसे बिना प्रियतम के 
दर्शन के एक क्षण भर भी शांति न मिलती होगी । जिस प्रकार विरहिणी 
के हृदय में एक कल्पना करुणा के सौ-सौ वेष बना कर आँसू बहाया 
करती है, उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव न जाने करुणा के 
कितने रूप रखकर प्रकट हुआ है | विरहिणी प्रतीक्षा करती है, प्रिय की 
बातें सोचती है, गुण-वर्णन करती है, विलाप करतो है, आशा रख कर 
अपने मन को संतोष देती है, याचना करती है। कबीर की आत्मा ऐसी 
विरहिणी से कम नहीं है । वह परमात्मा की याद सौ प्रकार से करती है। 
उसके विरद्द में तड़पती है, अपनी करुणा-जनक अवस्था पर स्वयं विचार 
करनी है और हजारों आकांक्षाओं का भार लेकर, उत्सुकता और 
अभिलाषाओों का समूह लेकर, याचना की तीत्र भावना एक साथ ही 
पग्राणों से निकाल कर कह उठती है :-- 


नैनां नीसर लाइया, रहट बसे तिस जाम | 
पपिषहा ज्यूँ पिच पिच करो, कबरे मिलहूगे राम ॥ 


कितनी कंऋण याचना है ! करुणा में घुल कर मिक्षुक प्राणों की 
है. 


धूज कबीर का रहस्थवाद 


कितना विहल स्पष्टीकरण है ! यह आत्मा का बिरह है जिसमें वह रोरो 
कर कहती है :--.. «६ 
बाल्दा आ्रव हमारे गेह रे, 
तुम बिन दुखिया देह रे | 
सबको कहें तुम्हारी नारी मोको इंहे अदृद्द रे, 
एकमेक हो सेजन सोचे, तब लग केसा नेह रे। 
अंत न भावे नींद न भावे, प्रिह बन घरे न धीर रे । 
जय काम्मी को कास पियारा, ज्यप्यासे को नीररे। 
है कोई ऐसा पर उपकारी, हरि से कहे सुनाई रे, 
ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन देखे जिच जाइ रे । 
इस शब्द में यद्यपि सांसारिकता का वर्णन आ गया है किन्तु 
आध्यात्मिक विरह को ध्यान में रख कर पढ़ने से सारा अर्थ स्पष्ट हो 
जाता हैं और आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांचा ज्ञात हो 
जाती है। ऐसे पदों में यही बात तो विचारणीय है कि सांसारिकता को 
साथ लिए, भी आत्मा का विरह कितने उत्कृष्ट रूप से निभाया जा सकता 
है। विरह की इस आँच से आत्मा पवित्र होती है और फिर परमात्मा से 
मिलने के योग्य बन सकती है। बस विरह से आत्मा का अस्तित्त और 
भी स्पष्ट होकर परमात्मा से मिलने के योग्य बन जाता है | अ्रंडरहिल ने 
लिखा है |-- 
१*रहस्यवादी बार-बार हमें यही विश्वास दिलातें हैं कि इससे 
व्यक्तित्व खोता नहीं बर॒नू श्रधिक सत्य बनता है |? है 
शमसी तबरीज़ ने परमात्मा को पत्नी मान कर अपनी विरह व्यथा 
इस प्रकार सुनाई है 


अपररत का इण्जह के... 5कुल्क जचगक बता के का का ए-ऋा-+ कक 


3(>एक्ा 300 0ए७' 8897 (76ए 25508 प्र४ (१७६ 
ए6७80परश्नता(ए 45 ॥00 3080 60९ 77808 77076 ॥88॥. 
अंडरहिल रचित मिस्टितिज्म, पृष्ठः ५०३ । 


कबीर का रहस्यवाद 8] 


१इस पानी और मिद्दी के मकान में तेरे मिना यह हृदय खराब है। 
या तो मकान के अन्दर आ जा, ऐ मेरी जाँ, या ही इस मकान को छोड़ 
देता हूँ । 
कभ्नीर ने भी यही विचार इस प्रकार कहा है :--- 
कहें कबीर हरि दरस दिखाओ। 
हमहिं घुलावो कि तुम चल झाओ ॥| 
इस प्रकार इस विरह में जब आत्मा अपने सारे विकारों को नष्ट कर 
लेती है, अपने श्राँसुओं से अपने सब दोषों को धो लेती है, अपनी श्राहों 
से अपने सारे दुगुणों को जला लेती है तब कहीं वह इस योग्य बनती है 
कि परमात्मा के द्वार पर पहुँच कर उसके दर्शन करे और श्रन्त में उनसे 
संबंध हो जाय | 
परमात्मा से शराब-पानी की तरह मिलने के पहले आत्मा का जो 
परमात्मा से सामीष्य होता दे उसे ही आध्यात्मिक भाषा में विवाह 
कहते हैं। इस स्थिति में आत्मा अपनी सारी शक्तियों। को परमात्मा में 
समर्पित कर देती है। आत्मा की सारी भावनाएँ: परमात्मा की विभूतियों 
में लीन हो जाती हैं ओर आत्मा परमात्मा की आशाकारिणी उसी 
प्रकार बन जाती जिस प्रकार पत्नी पति की। अनेक दिनों की तपस्या के 
रे 9 प्र हज. 3७ 
(0 ७॥) पक ७०%! «३ 
न 2. )३ ४9% ४ 
(3 | $ २२२ #&० 4 (क 
) दर ख़ाना ए आबो गिल 
वे तुस्त ख़राब ई दिल 
आा ख़ाना दर आए जॉ 
या खाना बिपरदाजम्‌ 
“दीवाने शमसी तबरीज्ञ 


धर कबीर का रहस्यवाद 


बाद, झनेक के कष्ट उठाने के बाद, आशाओं और इच्छाओं की वेदना 
भी सह लेने के बाद जब आत्मा को परमात्मा की अनुभूति होने लगती 
तो वह उमंग में कह उठती है :-- 

बहुत दिनन थें में श्रीतम पाये, 

भाग बड़े घर बेठे शाये। 

फ्रंगलचार माँहि मन राखों, 

राम रसॉइण रसना चाषों। 

मंदिर माँहि भया उजियांरा, 

में सूती अपना पीच पियारा। 

में र निराखी जे निधि पाई, 

हसमहि कहा यहु तमहि बढ़ाई । 

कहे कबीर, में कछू न कौन्हा, 

सखी सहाग राम मोहिं दीन्हा । 

ऐसी अवस्था में आत्मा आनंद से पू् होकर ईश्वर का गान गाने 
लगती है। उसे परमात्मा की उत्ह्ृष्टठवा ज्ञात हों जाती है, अपनी 
उत्सुकता की थाह मित्न जाती है। उस उत्छुकता में उसका सारा जीवन 
एक चक्र की भाँति घूमता रहता है। आत्मा अपने आनंद में विभोर 
होकर परमात्मा की दिव्य शक्तियों का तीत्र अनुभव करने लगती है। 
उसकी उस दशा में आनंद और उल्लास की एक मतवाली धारा बहने 
लगती है। उसके जीवन में उत्साह और हर्ष के सिवाय कुछ नहीं रह 
जाता । माथुय में ही उसकी सारी प्रद्नत्तियाँ वेगवती वारि-बारा के समान 
प्रवाहित हो जाती है, माधुरय में ही उसके जीवन का तत्व मिल जाता है 
माधुय ही में वह अपने अस्तित्व को खो देती है । 
यद्दी आध्यात्मिक विवाह का उल्लास है | 


आनंद 


झंच आत्मा परमात्मा की विभूतियों का अनुभव करने को अग्रसर 
होती है तो उसमें कितनी उत्सुकता और कितनी उमंग रहती है! 
उस उत्सुकता और उमंग में उसकी सारी भावनाएँ जाग उठतीं हैं और 
वे ईश्वरीय अनुभूति के लिए व्यग्न हो जाती हैं जब आत्मा अपने 
विकास के पथ पर परमात्मा की दिव्य शक्तियों को देखती है तो उसे 
एक प्रकार के अलौकिक अ्रनांद का प्रवाह संसार से बिमुख कर देती है । 
इसीलिए तो परमात्मा की दिव्य शक्तियों को पहिचानने वाले रहस्यवादी 

संसार के बाह्य चित्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं :-- 

रे यामें क्या मेरा क्‍या तेरा, 
लाज न भरहि कहंत घर सेरा । 
ः ( कबीर ) 

वे जब एक बार परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य को अपनी दिव्य 
आँखों से देख लेते हैं तब उनके हृदय में संसार के लिए. कोई आकर्षण 
नहीं रह जाता | संसार की सुन्दर से सुन्दर वस्तु उन्हें मोहित नहीं कर 
सकती। वे उसे माया का जंजाल समभते हैं। आत्मा को मोह में 
भुलाने का इंद्रधनुष जानते हैं और ईश्वर से दूर हटाने का कुत्सित और 
कलुषित मार्ग । दूसरी बात यह भी है कि परमात्मा की विभूतियाँ उनको 
अपने सौंदर्य-पाश में इस प्रकार बाँध लेती हैं कि फिर उन्हें किसी दूसरी 
ओर देखने का अवसर ही नहीं मिलता अथवा वे दूसरी ओर देखना 
ही नहीं चाहते | उनके हृदय में आनंद की वह रागिनी बजती है जिसके 
सामने संसार के आकर्षक से आकर्षक स्वर नीरस जान पड़ने लगते 
हैं। वे ईश्वरीय अनुभूति के लिए. तो सजीव हो जाते हैं पर संसार के 
लिए' निजीब । वे ईश्वर के ध्यान में इतने मस्त हो जाते हैं कि फिर 


औड कबीर का रहस्यवाद 


उन्हें संसार का ध्यान कभी अपनी श्र खींचता ही नहीं | वे ईश्वर का 
अस्वित्व ही खोजते हैं--अपने शरीर में बाह्य संसार में नहीं क्योंकि उससे 
तो वे विरक्त हो चुके हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखना 
आवश्यक है। यद्रपि यह ईश्वर की अनुरक्ति आत्मा को परमात्मा के 
बहुत निकट ला देती है पर आत्मा की संकुचित सीमा में परमात्मा का 
व्यापक रूप स्पष्ट न दीख पड़ने की भी तो संभावना है। वाद्य संसार में 
ईश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ प्रकट हैं उतनी 
स्पष्टता के साथ, संभव है, आत्मा के प्रकट न हो सकें। विशेषकर ऐसी 
स्थिति में जब कि आत्मा अभी परमात्मा के मिलन-पथ पर ही है--पूर्ण 
विकसित नहीं हुईं है। ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का उतना ही 
रूप ग्रहणु कर सकती है जितना कि उसकी परिधि में आ सकती है। 
परमात्मा के गुणों का ग्रहण ऐसी अवस्था में कम और अधिक से 
अधिक भी हो सकता है | यह आत्मा के विकसित ओर अ्रविकसित रूप 
पर निर्भर है। इसलिए. यह आवश्यक है कि परमात्मा के ध्यानोल्‍लास 
में मग्न आत्मा संसार का बहिष्कार केवल इसलिए न करे कि संसार में 
भी परमात्मा की शक्तियों का प्रकाशन है। संसार का सौंदर्य अनंत को 
देखने के लिए. एक साधन-मात्र है। फ़ारसी के एक कबि ने लिखा है।--- 
हुस्न खूबों बहरे हकबीनी मिसाल ऐनकरत, 
मी देहद बीनाई अन्दर दोदुए नज्जारे मन | 
कथघीर ने बाह्य संसार से तो आँखें बन्द कर ली हैं :-..- 
तिल तिल कर यह माया जारी, 
चल्त बेर तियां ज्यूं तोरी। 
कहे कबीर तू ता कर दास, 
“ साथा माँहे रहे उदास ॥ 
दूसरे स्थान पर वे कहते हैं :--- 
किसकी भम्मां चचा पुनि किसका, 
किसका पंशुढ़ा जोई। 


कामना, 


कबीर का रहस्यवाद 44 


यहु संसार बंजार मंब्या है, 
जानेगा. जन कौोई ॥ 
में परदेसी काहि पुकारों, 
यहाँ. नहीं को मेरा । 
यहु संसार ढूँढ़ि जब देखा, 
एक भरोसा तोरा । 
इस प्रकार कबीर केवल परमात्मा की एकांत विभूतियों में रमना चाहते 
हैं | उन्हें परमात्मा ही में आनंद आता है, संसार में प्रदर्शित ईश्वर के 
रूपों में नहीं | ह 
परमात्मा के लिए. आकांछा में एक प्रकार का अलौकिक आनंद है 
जिसमें प्रत्येक रहस्यवादी लीन रहता है। यह आनंद दो प्रकार से हो 
सकता है। शारीरिक आनंद, और आध्यात्मिक आनंद । शारीरिक 
आनंद में शरीर की सारी शक्तियाँ ईश्वर की अनुभूति में प्रसन्न होती 
हैं, आनंद और उल्लास में लीन हो जाती हैं। आध्यात्मिक आनंद में 
शरीर की सारी शक्तियाँ लुप्त भी होने लगती हैं । शरीर म्रतप्राय सा हो 
जाता है। चेतना शूत्य होने लगती है, केवल हृदय की भावनाएँ अ्रनंत 
शक्ति के अनंद में ओत-प्रोत हो जाती हैं। अंडरहिल ने अपनी पुस्तक 
'मिस्टिसिज्मः में इस आनंद की तीन स्थितियाँ मानी हैं। शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक | परंतु मैं मानसिक स्थिति को शारीरिक 
स्थिति में ही मानता हूँ। उसका प्रधान कारण तो यही है कि बिना 
मानसिक आनंद के शारीरिक आनंद हो ही नहीं सकता। जब तक मन 
में ईश्वर की अनुभूति का आनंद न आयेगा तब तक शरीर पर उस 
आनंद के लक्षण क्या प्रकट हो सकें | दूसरा कारण यह है कि आत्मा 
की जो दशा मानसिक आनंद में होगी वही शारीरिक आनंद में भी । 
'ऐसी स्थिति में जब दोनों का रूप और प्रभाव एक ही है तो उन्हें भिन्न 
मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । अब हम दोनों स्थितियों पर स्वतंत्र 
रूप से प्रकाश डालेंगे । 


दैद कबीर का रहस्यवाद 


पहुले उस आनंद का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए | जब आत्मा 
ने एक बार परमात्मा की" अलौकिक शक्तियों से परिचय पा लिया तब उस 
परिचय की स्मृति में हृदय की सारी भावनाएँ आनंद में परिप्रोत हो 
जाती हैं | उनका असर प्रत्येक इंद्रिय पर पड़ने लगता है उस समय 
रहस्यवादी अपने अंगों में एक प्रकार का अनोखा बल अनुभव करने 
लगता है | उसके प्रत्येक अवयव आनंद से चंचल हो उठते हैं। अंग 
प्रत्यंग थिरकने लगता है| उसकी विविध इंद्रियाँ आनंद से नाच उठती 
हैं | कबीर ने इसी शारीरिक आनंद का कितना सु'दर वर्णन किया ;-- 
हरि के बारे बड़े पकाये, जिनि जारे तिन पाये । 
ग्याँन अचेत फिरें नर लोई, 
ताथें जनसि जनमि डहकाये । 
धोल मंदलिया बैल रबाबी, 
कऊआ . ताल बजावे, 
पहिर चोलनां गादह नाचे, 
भैंसा निरति कराबे। 
स्थंध बैठा पॉन कतर, 
घूंस . ग़िलोरा. लाबे, 
उदरी वपुरी मड्जल् गावे, 
कछू एक आनंद सुनावे । 
कट्दे कबीर सुनो रे संतो, 
गहरी परबत  खाबा, 
चकवा बैढि श्रेंगारे निगल, 
समद आकासों धाचा | 
कबीर भिन्न-भिन्न इंद्रियों के उल्लास का निरूपण॒ भिन्न-भिन्न जान- 
बरों के कार्य-व्यापारों में ही कर सके। ज्ञा्नेंद्रियों अथवा कर्मेन्द्रियों का 
विज्नक्षण उल्लास संसार के रूपक में वर्णन क_ैया जा सकता था ? शारी- 
रिक आनंद की विचित्रता के लिए, “स्यंघ बैठा पान कतरै, घूस गिलौरा: 


कबीर का रहस्यवाद है 3 


लावे” के अतिरिक्त और कहा ही क्या जा सकता था ! रहस्थवादी उस 
विलज्नणता को किस प्रकार प्रकट करता | सीके सादे शब्दों में अथवा 
वर्णनों में उस विलक्षुणता का प्रकाशन ही किस प्रकार हो सकता . था !' 
इंद्रेयों के उस उल्लास को कबीर के इस पद में स्पष्ट प्रकाशन मिल गया: 
है। यही शारीरिक आनन्द का उदाहरण है | 

अंडरहिल ने लिखा है कि शारीरिक उल्लास में एक मूरछा सी आा 
जाती है। हाथ पैर ठंडे और निर्जीव हो जाते हैं। किसी बात के ध्यान 
में आने से अथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की याद आ जाती 
है। और वह याद इतनी मतवाल्ली होती है कि रहस्यवादी को उसी 
समय मूर्छा आ जाती है। वह मूर्छा चाहे थोड़ो देर के लिए! हो अथवा 
अधिक देर के लिए। मेरे विचार में मूर्छा का संबंध हृदय से है शरीर से 
नहीं | यदि हृदय स्वाभाविक गति में रहे और शरीर को मूर्छा आ' 
जाय अथवा शरीर के अंग कार्य न कर सकें, वे शून्य पड़ जाय तो वह 
शारीरिक स्थिति कही जा सकती है। जहाँ आत्मा मूछित हुईं, उसके 
साथ ही साथ स्वभावतः शरीर भी मृद्ित हो जायगा | शरीर तो आत्मा: 
से परिचालित है, स्वतन्त्र रूप से नहीं | जहाँ तक हृदय की मूर्छा से 
सम्बन्ध है, मैं उसे आध्यात्मिक स्थिति ही मान सकूँगा, शारीरिक नहीं। 
शारीरिक उल्लास के विवेचन में अंडरहिल ने एक उदाहरण भी 
दिया है । 

'जिनेवा की कैथराइन जब मूछितावस्था से उठी तो उसका मुख 

38675 ज्ञाशा छ26 ठक्षण8 9 0790 ७ ंत- 
8 98०68 707 4808  ज़88 7087 85 7 एश87 08 8 
टछजए028 गत 460. उ०छागल्त 328. 4 छी6.. एर्श 
(2ए8 820, “७४0 शीधोीं 88997208 776 [7०7 (0598 
]078 ए (500 ?!! 

अंडरहिल रचित मिस्टिसिज्ष्म, पृष्ठ ४३३ 


्द कबीर का रहैस्यवाद 


गुलाबी था, प्रफल्लित था और ऐसा मालूम छुआ मानों उसने कहा 
“ईश्वर के प्रेम से मुझे कौन दर कर सकता है !? 

यदि शारीरिक उल्लास में हाथ-पैरों में रक्त का संचालन मन्द्‌ पड़ 
जाता है, शरीर ठंडा और दृढ़ हो जाता है तो कैथराइन का गुलाबी मुख 
शारीरिक उल्लास का परिचायक नहीं था । 

आध्यात्मिक आनंद में आत्मा इस संसार के जीवन में एक अलौ- 
किक जीवन की सृष्टि कर लेती है | इस स्थिति में आत्मा केवल एक ही 
वखतु पर केन्द्रीभूत हो जाती है। ओर वह वस्तु होती है परमात्मा की 
प्रेम विभूति । 


रास रस पाइयारे तानें बिसरि गये रस ओर । 
( कृत्रीर ) 

उस समय बाह्य द्वियों से आत्मा का संबंध नहीं रह जाता। आत्मा 
स्वतन्त्र होकर अपने प्रेममय दिव्य जीवन की सृष्टि कर लेती है। ऐसी 
स्थिति में आत्मा भावोन्मद में शरीर के साथ मूछित भी हो सकती हैं | 
उस समय न तो आत्मा ही संसार की कोई ध्वनि ग्रहण कर सकती है और 
न शरीर ही किसी कार्य का संपादन कर सकता है। आत्मा ओर शरीर 
'की यह संमिल्रित मुद्छा रहस्यवादी उत्कृष्ट सफलता है । 

आत्मा की उस मूछा में पहले या बाद ईश्वरीय प्रेम का ख्रोत 
आत्मा से इतने वेग से उमड़ता है कि उसके सामने संसार की कोई भी 
भावना नहीं ठहर सकती | उस समय आत्मा में ईश्वर का चित्र अन्तहिंत 
रहता है। उस अलौकिक प्रेम के प्रवाह में इतनी शक्ति होती है कि वह 
आत्मा के सामने अ्रव्यक्त अलोकिक सत्ता का एक चित्र-सा खींच देती दै। 
आत्मा में अंतर्हित ईश्वरीय, सत्ता स्पष्ट रूप से आत्मा के सामने आरा जाती 
है। उस भावोन्माद में इतना बल होता है कि आत्मा स्त्र्य अपने में से 
ईश्वर को निकाल कर उसकी आराधना में लीन हो जाती है। कबीर इसी 
अवस्था को इस प्रकार लिखते हैं :--- 


कबीर का रहस्यवाद ह रे 8 


जलि जाई थलत्रि उपजी 
आई नगर में आप, 
एक अ्रचंभा देखिए 
बिट्या जायो बाप । 
प्रेम की चरम सीमा में, आध्यात्मिक आनंद के प्रवाह में श्रात्मा जो 
परमात्मा से उत्पन्न है अपने में अंतहिंत परमात्मा का चित्र खींच लेती 
है मानों “बिटिया? अपने बाप को उत्पन्न कर देती है। यह्दी उस आध्या- 
स्मिक आनंद के प्रवाह की उत्कृष्ट सीमा है | आत्मा उस समय अपना 
व्यक्तित्व ही दूसरा बना लेती है। आध्यात्मिक आनंद के तूफान में 
आत्मा उड़ कर अ्रनंत सत्य की गोद में जा गिरतो है, जहाँ प्रेम के 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | 


गुरु 


गुरु प्रसाद अकल भई तोको नहिं तर था बेगाना । 
(कबीर) 


राानंद के पैरों से ठोकर खाकर उषा-बेला में कबीर ने जो गुरु 
मंत्र सीखा था उसमें गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति 
थी ! राम-मंत्र के साथ साथ गुरु का स्थान कबीर के हृदय में बहुत 
ऊँचा था उनके विचारानुसार गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा है। बिना 
उसकी सदह्ययता के आत्मा की अशुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं 
हो सकती | अ्रतएव जो व्यक्ति परमात्मा के मिलन में आवश्यक रूप से 
वर्तमान है, जो शक्ति श्रनंत-संयोग के लिए. नितांत आवश्यक है, उस 
शक्ति का कितना मूल्य है, यह शब्दों में केसे बतलाया जा सकता है ? 
गुरु की कृपा ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के रास्ते पर ले जाती 
है। श्रतणव गुरु जो आआरध्यत्मिक जीवन का पथ-प्रदर्शक है, ईश्वर से 
भी भ्रधिक आदरणीय हैं। इसीलिए तो कब्नीर के हृदय में शंका हो 
जाती है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैँ तो पहले किसके 
चरण स्पर्श किए. जायें ? अ्रन्त में गुरु ही के चरण छुए जाते हैं जिन्होंने 
स्वयं गोविंद को बतला दिया है । द 
कबीर ने तो सदैव गुरु के महत्व को तीजत्र से तीब्र शब्दों में घोषित 
किया है। बिना शुरु के यदि कोई चाहे कि वह ईश्वर का ज्ञान प्राप्त 
कर ले तो वह कठिन ही नहीं वरन्‌ असंभव है। “गुरु ब्रिन चेला श्ञान 
न चहै? का प्रिद्धांत तो सदैव उनकी आँखों के सामने था। ऐसा शुर्से 
जो परमात्मा का ज्ञान कराता है, कपीर के मतानुसार आध्यात्मिक 
जीवन के लिए, परमावश्यक है | 
कबीर के विचारों में गुरु आत्मा और परमात्मा में मध्यस्थ है। 


कबीर का रहस्यवाद॑ दप 


यही दोनों का संयोग कराता है। संयोगावस्था में चाहे गुरू की आ्रावश्य- 
कृता न हो पर जब तक आत्मा और परमात्मा में संयोग नहीं हो जाता 
'तब तक गुरु का सदैव साथ होना चाहिये, नहीं तो आत्मा न जाने रास्ता 
भूल कर कहाँ चली जाय ! * 
कबीर ने अपने रेख़तों में गुरु की प्रशंशा जी खोल कर की है :--- 
गुरुदेव बिन जीव की कठपना ना सरिटे 
गुरुदेव बिन जीव का भल्ता नाहीं, 
गुरुदेव बिन जीव॑ का तिमर नासे नहीं 
समुझ्ति विचार ले सने माँहों। 
राह बारीक गुरुदेव ते पाइये 
जनस अनेक की अ्टक खोले, 
कहे कब्बीर रुरुदेव पूरन मिलते 
जीव ओर सीव तब एक तोले॥ 
करों सतसंग गुरुदेव से चरन गहठि 
जासु के दरस तें भर्म भागे, 
सीख ओ साँच संतोष आये दया 
काल को चोट फिर नाहि लागे। 
काल के जाल में सकत्न जिच बंधिया 
बिन ज्ञान गुरुदेव घट अंधियारा, 
कहे कब्बीर जन जनम आवे नहीं 
पारस परस पद होय न्यारा ॥ 
गुरुदेव के भेव को जीव जाने नहीं 
जीव तो आपनी बुद्धि गाने, 
भुरुदेव तो जीव को काढ़ि भव-सिंध तें 
फेरि ले सुक्ख के सिंघ आने। 
बंद करि दृष्ठि को फेरि अंदर करे 
घट का पाट गुरुदेव खोले, 


६२ .._ कबीर का रहस्यवाद 


कद्त कब्बीर तू देख संखार में 
गुरुदेव समान कोई नॉँहि तोले ॥ 

' सभी रहस्यवादियों ने आत्मा की प्रारंभिक यात्रा में गुरु की आव- 
श्यकत्ा मानी है। जलालुद्दीन रूमी नें अपनी मसनवी के भाग १ में 
पीर (गुरु) की प्रशंसा लिखी है :-- 

आओ सत्य के वैभव, हुसामुद्दीन, कागज़ के कुछ पन्‍ने और ले और 
पीर के वर्णुन में उन्हें कविता से जोड़ दे | 

यद्रपि तेरे निर्बल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है तथापि (तेरी शक्ति 
के) सूर्य बिना हमारे पास प्रकाश नहीं है । 

पीर (पथ-प्रदर्श) ग्रीष्म (के समान) है, श्रीर (अन्य) व्यक्ति 
शरत्काल (के समान) हैं। (अन्य) व्यक्ति रात्रि के समान हैं, और 
पीर चन्द्रमा है। 

मैंने (अपनी) छोटी निधि (हुसामुद्दीन) को पीर (बढ) का नाम 
दिया है। क्योंकि वह सत्य से बुद्ध (बनाया गया) है। समय से बुद्ध नहीं 
(बनाया गया) । । न्‍ 

बह इतना वुद्ध है कि उसका आदि नहीं है; ऐसे अनोखे मोती का 
कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं है । 

वस्तुतः पुरानी शराब अधिक शक्तिशालिनी है निस्संदेह पुराना सोना 
अधिक मूल्यवान है। 

पीर चुनों, क्योंकि बिना पीर के यद्द यात्रा बहुत ही कृष्ट-मय, भयानक 
आर विपत्ति-मय है । 

बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्भ्रान्त हो जाब्नोगे जिस पर तुम 
अनेक बार चल चुके हो । 

जिस रास्ते को तुमने बिलकुल भी नहीं देखा उस पर अकेले मत 
चलो, अपने पथ-प्रदर्शक के पास से अपना सिर मत हटाश्रो । 

मूर्ख, यदि उसकी छाया (रघ्ला) वेरे ऊपर हो तो शैतान की कर्कश 
ध्वनि तेरे सिर को चक्कर में डाल कर तुझे (यहाँ-वहाँ) घुमाती 


कबीर का रहस्यवाद द्‌झ 


कप विनिद 
रहेगी | शैतान तुझे रास्ते से बहका से जायगा ( ओर ) ठुके नाश! में 
डाल देगा; इस रास्ते में ठुक से भी चालाक हो गए हैं ( जो बुरी तरह 
से नष्ट किये गए, हैं। ) 


सुन ( सीख ) कुरान सैे-यात्रियों का विनाश ! नीच इचलिस ने 
उनसे कया व्यवहार किया है !! 

वह उन्हें राजि में अलग, बहुत दूर, ले गया--सैकड़ों इज़ारों वर्षों 
की यात्रा में--उन्हें दुराचारी ने (अच्छे कार्यों से रहित) नम्म कर दिया । 

उनकी हृड्डियाँ देख--उनके बाल देख ! शिक्षा ले, और उनकी 
ओर अपने गधे ( इंद्रियों ) को मत हाँक | अपने ग्रधे की गर्दन पकड़ 
ओर उसे रास्ते की तरफ उनकी ओर ले जा जो रास्ते को जानते हैं 
और उस पर अधिकार रखते हैं । 

ख़बरदार ! अपना गधा मत जाने दे, और अपने हाथ उस पर से 


मत हटा, क्योंकि उसका प्रेम उस स्थान से है जहाँ हरी पत्तियाँ बहुतः 
होती हैं । 


यदि तू एक क्षण के लिए. भी असावधानी से उसे छोड़ दे तो बह 
उस हरे मैदान की दिशा में अनेक मील चला जायगा । गधा रास्ते का 
शत्रु है, ( वह ) भोजन के प्रेम में पागल-सा है। ओः, बहुत से हैं 
जिनका उसने सर्वनाश किया है ! 


यदि तू रास्ता नहीं जानता, तो जो कुछ गधा चाहता है, उसके 
विरुद्ध कर | वह अवश्य ही सच्चा रास्ता होगा । 


( पैग़म्बर ने कहा ), उन ( स्त्रियों ) की संभति ले, और फिर ( जो 
- सलाह वे देती हैं ) उसके विरुद्ध कर। जो उनकी अवशा नहीं करता, 
बह नष्ट हो जायगा। 


( शारीरिक ) वासनाओं और इच्छाओं का मित्र मत बन--क्योंकि 
वे ईश्वर के रास्ते से अलग ले जाती हैं । 


2५ ढ ५ 


६४ कबीर का रहस्यवाद 


कबीर ने भी ग़रु को सदेव अपना पथ-प्रदशक्‌ माना है। उन्होंने 
'लिखां है: ह 
पासा पकड़या प्रम का, 
सारी मिया सरीर, 
सतगुर दाँव बताइया, 
खेले दास कबीर । 

मध्वाचार्य के द्वेतवाद में जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा के 
बीच में बायुः का विशिष्ट स्थान है उसी प्रकार कबीर के ईश्वरवाद में 
गुरु का। कबीर ने जिस गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है उसका 
परिचय क्‍या है ! 

(क ) ज्ञान उसका शब्द हो लौकिक ओर व्यावहारिक ही नहीं, 
वबरन्‌ आध्यात्मिक भी | उसमे यह शक्ति हो कि वह पतित से पतित 
आत्मा में ज्ञान का संचार कर उसे सत्पथः की ओर अग्रसर करा दे । 
उसके हृदय म॑ ज्ञान का प्रवाह इतना अधिक हो कि शिष्य उसमे बह 
जाय | उसके ज्ञान से शब्ात्मा के दृदव का अंधकार दर हो जाय ओर 
बह अपने चारों ओर की वस्तुएँ स्पष्ट रूप से देख ले | उसे मालूम हो 
जाय कि वह किस ओर जा रहा है--पाप और पुण्य किसे कहते हैं, 
उन्नति और अवनति का क्‍या तातये है। लोकिक में क्या अंतर है। 
आत्मा को प्रकाशित करने के कया साधन हैं | 

पीछे जल्ञागा जाइ था, 
लोक वेद के साथ । 
थागे थें सतगुरु सित्या, 
दीपक दिया हाथ ॥ 


# कसी कक््णे क््क्क 


माया दीपक नर पतुंरा, 
९ $ 
अमि अपमि इव पढ़ंत । 


कबीर का रहस्थवाद ६ 


कहै ऋबीर गुरु ज्ञान थें, 
एक आध्र उबरंह ॥ 

(ख) पथ-प्रदर्शन कार्य हो। आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर जहाँ पग 
पग पर आत्मा को ठोकरें खानी पड़ती हों, जहाँ आत्मा रास्ता भूल 
जाती है, वहाँ सहारा देकर निर्दिष्ट मार्ग बतलाना तो गुरु ही का काम 
है। माया मोह की मृग-तृष्णा में, त्ली के सुकुमार शरीर की लालसा 
में, कपट और छुल की क्षणिक आनंद-लिप्सा में आत्मा जब कमी 
निर्बल हो जाय तो उसमें ज्ञान का तेज डाल कर गुरु उसे पुनः उत्साहित 
करे | शिष्य के सामने वह स्पष्ट दिखला दे कि उसमें वह ऐसा तेज भर 

काया कर्मंडज़ भरे लाया, 
उज्ज्वल निर्मल नीर, 
तन मन जोबन भरि पिया, 
प्यास न सिटी सरीर। 
दे जिससे केवल उसके हृदय में ही प्रकाश न हो वरन्‌ चारों ओर उसके 
पथ पर भी प्रकाश की छुठ जगमगा जाय | शिष्य ष्य में संसार की माया 


की अनुरक्ति न हो, रा 
कबीर साथा मोहनी, 


सब जग घालया धाणि, 
सतगुरु की किरपा भई, 
नहीं तो करती भोड। 


वह भूठा वेष न रखे 
सनी भया तो का भ्या, 


बूका नहीं विबेक, 
छापा तिलक बनाइ करिं, 
दगधा .लोक अनेक | 


बह कुसंगति में न पड़े, 
मिस्मल बंद आकाश की 


पढ़ि गई भोमि विकार; 


६६ कबीर का रहस्यवाद 


किक 


दाधषा पराये देख कर, 
चला. सर्संत हसंत, 

अपने च्यंत न आवबई, 

 जिनदी आदि व अंत । 

यदि ऐसे दोष शिष्य में कभी ञआरा भी जायें तो शुरू म॑ ऐसी शक्ति है 
कि बह शिष्य को उचित मार्ग का निर्देश कर दे । 

इसी कारण गुरु का महत्व ईश्वर के महत्व से भी कहीं बढ़कर है । 
श्वरण्ड संहिता के तृतीयोपदेश में गुरु के संबंध म॑ कुछ श्लोक दिये गये' 
हैं। वे बहुत महत््वपूण हैं। उनका अर्थ यही हं कि केवल वही शान 
उपयोगी और शक्ति-संपन्न है जो गुरु ने अपने श्रोठों से दिया हैं; नहीं 
तो वह ज्ञान निरर्थक, श्रशक्त ओर दुःखदायक हो जाता हैं। इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं कि गुरु पिता है, गुरु माता है और यहाँ तक कि शुरू 
ईश्वर भी है। इसी कारण उसकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा होनी 
चाहिए. । गुरु की कृपा से सभी शुभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है| 
इसीलिए शुरू की सेवा नित्य दी होनी चाहिए, नहीं तो कोई कार्य 
मंगल-मय नहीं हो सकता |? हि 

ऐसे गुरु को ईश्वरानुभूति महान्‌ शक्ति है | वह अपने शिष्य को उन 
शब्दों? का उपदेश दे, जिनसे वह परमात्मा के देवी वातावरण में साँस 


_अननमानकन कैलकान,. भेटाा सन 


बह निंदा न करे, 


4भवेद्वीयंवती जिद्या गुरु वक्‍त्र समुद्भवा 
अन्यथा फल्नहीना स्पान्निर्ती्याध्यति दुःखदा-- 

[ घेरंड संहिता तृतीयोपदेश, श्लोक १० ॥ 
गुरु पिता गुरुमाँता गुरुदेवी न संशयः 
कमंणा मनसा चाचा तस्मात्सवें: प्रसेध्यते ||? रज्लोक १३ ॥ 
गुरुप्सादतः सचलम्यते शुभमात्मनः ' 
तस्मात्सेत््यो सुरुनित्यमन्वथा न शुर्भ भवेत्‌ु ॥._? श्लोक १४ ॥ 


कबीर का रहस्यवाद ६७ 


द 
ले सके । उसके उपदेश बाण के समान आकर शिष्य के मोहजाल को 
नष्ट कर दें और शिष्य श्रपनी अज्ञानता का अ्रनुभक कर ईश्वर से मिलने 
की ओर अग्रसर हो | ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर जब गुरु शिष्य को 
ईश्वर के दिव्य प्रकाश से परिचित करा देता है, वह गुरु का कार्य समाप्त 
हो जाता है और आत्मा स्वयं परमात्मा की ओर बढ़ जाती है जहाँ किसी 
मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती | गुरु से प्रोत्साहित होकर, गुरु से 
शक्तियाँ लेकर, आत्मा अपने को परमात्मा में मिला देती है, जहाँ वह 
आनंद संयोग में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में भी गुरु उस आत्मा 
पर प्रकाश डालता रहता है जिस प्रकार नक्षत्र उषा की उजबल प्रकाश- 
रश्मियों के आने पर भी अपना मिलमिल प्रकांश फेंकते रहते हैं । 


हठयोग 


गीर के शब्दों! हठयोग के भी कुछ सिद्धान्त मिलते हैं । यद्थपि 
उन सिद्धान्तों का स्पष्ट रूप कबीर की कविता में प्रस्कुटित नहीं 
हुआ तथापि उनका बाह्य रूप किसी न किसी ढंग से अवश्य प्रकट हो गया 
है | कबीर अपदढू थे | अतएव उन्होंने हठयोग अथवा राजयोग के ग्रंथों 
को तो छुआ भी न होगा। योग का जो कुछ ज्ञान उन्हें सत्संग और 
रामानन्द आदि से प्रसाद स्वरूप मिल गया होगा, उसी का प्रकाशन 
. उन्‍होंने अपने बेढंगे पर सच्चे चित्रों में किया है। कबीर अपने समय के 
महात्मा थे | उनके पास अनेक प्रकार के मनुष्यों की भीड़ अवश्य लगी 
रहती होगी। ईश्वर, धम और वैराग्य के वातावरण में उनका योग के 
बाह्य रूप से परिचित होना असंभव नहीं था | 
| योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना ( युज्‌ धाठ ) है। आत्मा जिस 
शारीरिक या मानसिक साधन से परमात्मा में जुड़ जावे, वद्दी योग है। 
माया के प्रभाव से रहित होकर जब आत्मा सत्य का अनुभव कर समा- 
'घिस्थ हो परमात्मा के रूप में निमझ हो जाती है उसी समय योग सफल 
माना जाता है। 
योग के अनेक प्रकार हैं :--- 
१ ज्ञानयोग 
२ राजयोग 
३ हृठयोग 
४ मंत्रयोग 
५ कर्मयोग, आदि 
आत्मा अनेक प्रकार से परमात्मा में संबद्ध हो सकती है। ज्ञान के 
विकास से जब आत्मा विवेक और वैराग्य में अपने श्रत्तित्व को भूल 


७ कृबीर का रहस्यवाद ६8 


जाती है और अस्तित्व के कश में परमात्मा का अविनाशी रूप देखी है 
तब मुक्ति मं दोनों का अविदित संमिलन हो जाता है ( ज्ञानयोग ) | 
आत्मा कार्यो का परिणाम सोचे ..बिना निष्काम भाव से कार्य-कर 
परमात्मा में लीन हो जाती है (कर्मयोग)। आत्मा परमात्मा के नाम 
अथवा उसस संबंध रखने वाली किसी पंक्ति का उच्चारण करते-करते 
किसी कार्य-विशेष को करते हुए, ध्यान में मम्न हो उससे मिल जाती है 
( मंत्रयोग )। अपने अंगों ओर श्वास पर अधिकार ग्राप्त कर उनका 
उचित संचालन करते हुए ( हठयोग ) एवं मन को एकाग्र कर परमात्मा 
के दिव्य स्वरूप पर मनन करते हुए समाधिस्थ द्वो ईश्वर से मिल जाती 
है (राजयोग) | इस भाँति अनेक प्रकार से आत्मा परमांत्मा में संबद्ध हो 
सकती है ! हठयोग और राजयोग वस्तुतः एक ही भाग के दो अंग हैं । 
हृदय को संयत करने के पहले ( राजयोग ) अंगों को संयत करना 
आवश्यक है ( हठयोंग )। बिना हठयोग के राजयोग नहीं हो सकता | 
अ्रतणव हठबोग राजयोग की पहली सीढ़ी है--हृठयोग श्रौर राजयोग 
दोनों मिल कर एक विशिष्ट योग की पूर्ति करते हैं। कबीर के संबंध में 
हम॑ यहाँ विशेषतः हठयोग पर: विचार करना है क्योंकि कबीर के शब्दों में 
हठयोग ही का रूप मिलता है। 

हृठयोग का सारभूत तत्व तो बलपूर्वक ईश्वर से मिलना है.। उसमें 


शारीरिक ओर मानसिक परिश्रम की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती 
है| शरीर को अधिकार में लाने के लिए. कुछ आसनों का श्रम्यास 
करना पड़ता है--ख़ासकर श्वास का आवागमन संचालित करना पड़ता 
है। और नन को रोकने के लिए. ध्यानादि की आवश्यकता पड़ती हैं। 
)योग-सत्र के निर्माता पतंजलि ने ( ईसा की दूसरी शताब्दी पहले ) योग 

साधन के लिए, आठ अंग माने हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं :--- 
यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान सम्राधयो<्ष्टावंगानि 
[प्तंजक्नि योगदर्शन २--साथन पा दू, सूत्र २६ 


ली कबीर का रहस्यवाद 


१ यम 
२ नियम 
“है आसन 
४ प्राशायाम 
५ प्रत्याहार 
६ धारणा 
७ ध्यान ओर 
व्य समाधि 
यम और नियम में आचार को परिप्कृत करने की आवश्यकता पड़ती 
है । यम में अदिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह होना चाहिए । 
*नियम में पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की 
प्रधानता है। आसन में? इंश्वरीय जिंतन के लिए शरीर की भिन्‍न- 
मिन्‍न स्थितियों का विचार है। शरोर की ऐसी दशा हो जिसमे वह स्थिर 
होकर हृदय को ईश्वरीय चिंतन के लिए! उत्सादित करे | आसन पर 
अधिकार हो जाने पर योगी शीत और ताप से प्रभावित नहीं होता ४ 
शिवसंहिता के अनुसार ८४ आसन हैं।* उनमें से चार मुख्य है-- 
सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन ओर स्वस्तिकासन । प्रत्येक भ्रासन से शरीर 
का कोई न कोई भाग शक्तियुक्त बनता हैं। शरीर रोग-रहित हो 
।तन्नाहिसासत्यास्तेय श्रह्मचर्यापरिप्र्दायनमाः 
[पतंजलि योग-सूत्र २--साधनपाद, सूत्र ३० 
*शौोच संतोष तपः स्वाध्य।येश्वरप्नणिधानानि 
वियमः [ ११ 75 ११ खून २९ 
अस्थर सुखभासनस [. »9 »?9 » पत्र ४६ 
प्तता इन्द्राननिधातः |. » 3३ »... सूत्र ४स 
॥चतुरशीत्यासनानि संति नाना विधानि 
[शिवसंदिता, ठेतीय पदल, श्लोक ८४ 


कबीर का रहस्यवाद ७१ 
जाता है | । 
माणायाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राणायाथ से तात्यय यही है कि 
वायु-स्नायु या ( ४०४०७ ८०४८ ) स्नायु-केनत्रों पर इस प्रकार 
अधिकार ग्राप्त कर लिया कि श्वासोच्छुवास की गति नियमित और नाद- 
युक्त (7ए707705 ) हो जाय । आसन के सिद्ध हो जाने पर ही 
श्वास और प्रश्वास की गति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति 
उद्भासित होती है।" प्राशायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता 
है और मन में एकाग्रता की योग्यता आ जाती है ।* प्राणायाम में 
श्वास-प्रश्वास की वायु के विशेष नाम हैं। प्रश्वास ( बाहर छोड़ी जाने 
वाली वायु ) का नाम रेचक है, श्वास ( भीतर जाने वाली वायु ) को 
पूरक कहते हैं और भीतर रोकी जाने वाली वायु कुभक कहलवी है। 
शिवसंहिता में प्राणायाम करने की आरंभिक विधि का सुन्दर निरूपण 
किया गया है ।*ै 
फिर बुद्धिमान अपने दाहिने अँगूठे से पिंगला ( नाक का दाहिना 
तस्मिन्त्सति श्वास प्रश्वास योगत विच्छेदः 
प्राणायासः [ पतंजल्नि योगसूत्र --साधनपाद, सूत्र ४६४ 
*ततः चीयते प्रकाशवरणम्‌ | ,, न सूत्र ४२ 
धारणा सु ॑उ योग्यता सनसः | पतंजलि योगसूत्र, 
। “--साधनपाद, सूत्र * ३ 
3ततश्च दक्षांगुष्ठेन विरुद्धय पिंगलां सुधी 
इंडया पूरयेद्वाय' यथाशक्‍या तु कुम्मयेतु 
ततस्यक्तू चा पिंगलयाशनेरव न वेगतः 
| शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २२ 
पुनः पिंगल्या55पूर्य !यथाशक्त्य तु कुम्मयेत 
इडया रेच्येद्रायु न वेगेन शनेः शनेः 
[ शिवप्तंद्विता, तृतीय पदल, श्लोक २३ 


७२ कबीर का रहस्यवाद 


भाग) जद करे। इडा (बाँये भाग) से साँस भीतर खींचे, ओर इस प्रकार 
यथाशक्ति वायु अंदर 'ही बंद रखे। इसके पश्चात्‌ ज़ोर से नहीं, धीरे- 
धीरे दाहिने भाग से साँस बाहर निकाले । फिर वह दाहिने भाग से साँस 
खींचे, और यथा-शक्ति उसे रोके रहें, फिर बाँयें भाग से ज़ोर से नहीं, 
धीरे-धीरे वायु बाहर निकाल दे । 

प्रत्याहार में इंद्रियाँ अपने कार्यों से अलग हट कर मन के अनुकूल 
हो जाती हैं। अपने विषयों की उपेक्षा कर इद्।ियाँ चित्त के स्वरूप का 
अनुकरण करती हैं ।' साधारण मनुष्य श्रपनी इंद्रवियों का दास होता है । 
इंद्रियों के दुःख से उसे दुःख होता है और सुख से सुख । योगी इससे 
भिन्न होता हैं) यम, नियम, आ्रासन और प्राणायाम को साधना के बाद 
बह अपनी इंद्वियों को अपने मन के अनुरूप बना लेता है। जब्न वह 
नहीं देखना चाहता तो उसकी आँखें बाह्य पदार्थ के चित्र को ग्रहण ही 
नहीं करतीं, चाहे वे पूर्ण रूप से खुली हो क्‍यों न हों | जब वह स्वाद 
नहीं लेना चाहता तो उसकी जिह्या सारे पदार्थों का स्वाद गुण अनुभव 
ही न करे चाहे वे उस पर रखे ही क्‍यों न हों। यही नहीं, वे इंद्रिया मन 
के इतने वश में हो जाती हैँ कि मन की वांछित वस्तुएं भी वे मन के 
समक्ष रख देती ह।* यदि मन संगीत सुनना चाहता है तो कर्णद्रिय 
मधुर से मधुर शब्द-तरंगों को अहण कर मन के समीप उपस्थित कर 
देती है। यदि मन सुन्दर दृश्य देखना चाहता है तो नेत्र चित्र-तरंगों 
को ग्रहण कर मन के पटल पर सुन्दर चित्र अंकित कर देता है। 
कहने का तात्पय यहीं है कि इंद्रियाँ मन के स्वरूप ही का अनुकरण 
करने लगती हैं | प्राणायाम से मन तो नियंत्रित होता ही है, अत्याहयर 
'स्‍्वविषया संप्रयोरोी चित्तसर्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियायां प्रत्याहारः 
[ पर्तजलि योग-सूच्र, २--साधनपाद्‌, सूत्र १४ 

"ततः परमावश्यतोन्द्रियाणास्‌ू--- 
[पतंजलि योगसूत्र; २-- साधनपाद, सूत्र ४४ 


कबीर का रहस्यचाद छह 


से इंद्रियाँ भी नियंत्रित हो जाती हैं । । 

धारणा में मन किसी स्थान अथवा वस्तु-विशेष पर दृढ़ या केद्रीभूत 
हो जाता है।* नाभि, हृदय, कंठ इनमें से किसी एक पर, एक समय में 
मन चक्कर लगाता रहे । यहाँ तक कि वह स्थान चित्र का रूप लेकर 
स्पष्ट सामने आ जाय | 

ध्यान में अ्रनवरत रूप से वस्तु-विशेष पर चिंतन कर अन्य विचारों. 
की सीमा से मन को बाहर कर देना होता है | एक ही बात पर निरन्तर 
रूप से मन की शक्तियों को एकाग्र करने को आवश्यकता है | 

धारणा और ध्यान के बाद समाधि आती है। समाधि में एकाग्रता 
चरम सीमा पर पहुँच जाती है| जिस वस्तु-विशेष का ध्यान किया जाता 
हैं, उसी वस्तु का आतंक सारे हृदय में इस प्रकार हो जाय कि हृदय 
अपने अस्तित्व ही को भुला दे। केवल एक भाव--एक विचार ही का 
प्रकाश रह जाय । उसी प्रकाश में हृदय समा जाय 3 मन शरीर से सुक्त 
होकर एक अनंत प्रकाश में लीन हो जाय ।* यही तीनों धारणा, ध्यान, 
समाधि मिलकर संयम का रूप लेते हैं [* 

कबीर के शब्दों? में हमें योग के इन आठ अंगों का रूप तो मिलता 
है पर बहुत विक्षत । उसमें केवल भाव है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है।' 
हम कबीर के “शब्दों? में यम का विशेष विवरण पाते हैं । 





"देश बन्धश्चित्तस्थ धारणा-- ३२--विभूतिपाद, सूत्र १ 

व्तन्न प्रत्ययेकतानता ध्यानस--.. ,. सून्न २ 

3तदेवार्थमात्र मिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि/-- 
३--विभूतिपाद, सूत्र हे 

च्टादुभिन्न॑ सनः कृत्वा ऐक्य कुर्यात्‌ पराव्मनि 

समाि त॑ विजानीयान्तक्त संज्ञं। दुशादिशिः--- 

घेरंड संद्दिता, सप्तमोपदेश, श्लोक रे 
“श्यमेकन्र संयमः [| पतंजलि योग-सूत्र २--विभूतिपाद, सूत्र ४. 


७४8 कबीर का रहस्वताद 


यू: 
(अर) अदि्सा 
मांस अ्टारा मानवा 
परत राहत . अभ्रक्के, 
तिनकों सक्कति संत करो 
परत भजन में भद्ग। 
जोरि कर जिबहे करे, 
कहते हैं ज इल्लाल, 
जब दफतर देखेगा दई, 
तब हंगा कौन इचाल । 
( आा ) सत्य 
साई सेती चोरिया 
पघोरां सेती गुरू 
जायेगा रे जीवणा, 
भार पढ़ेगी तुझ | 
३ ) अस्तेय 
कबीर तहाँ न जाइये, 
जहाँ. कपट का देत, 
जालू कस्ली कनीर को 
तन राता मन सेत 
(ई.) बह्मचय 


नर नारी सब नरक हें, 

जब लग देह सकाम, 
कहे कबीर ते राम कें; 

जे सुमिरें निहकास ! 


कबीर का रहस्यवाद कद 


६ उ ) अपरिग्रह 
कबीर तष्ना टोकरणी ? 
लीए फिरे सुभाड, 
राम नाम चीन्हें नहीं, 
पीवतलि ही के चाई | 
कबीर ने आसन और प्राणायाम का महत्व प्रभावशाली शब्दों में 
बतलाया है| इसी के द्वारा उन्होंने यह समझाने का प्रत्यन किया है कि 
शरीर की शक्तियों को सुसंगठित कर उत्तेजित करने से परमात्मा से 
मिलन हो सकता है। यह बात दूसरी है कि उन्होंने धारणा, ध्यान श्रौर 
समाधि पर विशेष नहीं कहा, पर उनके प्राणायाम से यह लक्षित अवश्य 
हो गया है कि ध्यान ओर समाधि ही के लिये प्राणायाम को आवश्यकता 
) प्राणायाम के अभ्यास से प्राण-वायु के द्वारा शरीर में स्थित 
बायनाड़ियाँ और चक्र उत्तेजित होते हैं और उनमें शक्ति आती 
है | इन्हीं वाय-नाड़ियों और चक्रों में शक्ति का संचार होने से मनुष्य में 
यौगिक शक्तियाँ प्रादमत होती हैं। शिवसंहिता के अनुसार शरीर में 
३,५०,००० नाड़ियाँ हैं। इनके बिना शरीर में प्राणायाम का कार्य 
नहीं हो सकता । दस नाड़ियाँ अधिक महत्व की हैं । वे ये हैं 


१--इंड[--- ( शरीर की बाई ओर ) 
२---पिंगला-- ( , दाहिनी ओर ) 
३“--उुपुम्णा-- (9 के मध्य में ) 
४-“गधारी--- (बाई आँख में ) 
५--हस्तिजिहा--. ( दाहिनी आँख में ) 
६--पृष्प--- ( दाहिने कान में ) 
७--यशस्विनी--. [ बाये कान में ) 
८--अ्रलमब्रुश-- . (मुख मं ) 
६--कुहू-- ( लि स्थान में ) 


१०--शाखनी--... ( मूल स्थान में ) 


छ७्द्‌ कबीर का रहस्यवाद 


ह 

इन दस नाड़ियों में तीन नाड़ियाँ मुख्य हैं | इडा, पिंगला और 
सुषुम्णा | इडा मेर-दंड <9072| (०॑पणा) की बाई ओर है। 
वह सुषुम्णा से लिपटती हुई नाक की दाहिनी ओर जाती हैँ ।* पिंगला 
नाड़ी मेरु-दंड की दाहिनी ओर है। वह सुषुम्शा से लिपटती हुई नाक 
की बाई ओर जाती है।* दोनों नाड़ियाँ समाप्त होने से पहले एक दूसरे 
को पार कर लेती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ मूलाघार चक्र (शुह्य स्थान के 
समीप--?]6508 ० 'ए८/ए6७) से आरंभ होती हैं और नाक में 
जाकर समाप्त होती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ आधुनिक शरीर-विज्ञान में 
'गेग्लिएटेड काड सः ((७27207060. (0058) के नाम से 
पुकारी जा सकती हैं ! 

तीसरी सुषुम्णा इडा और पिंगला के मध्य में है ।? उसकी छः 
स्थितियाँ हैं, छः शक्तियाँ हैं, और उसमें छः कमल हैं । वह मेरु-दंड में 
से जाती है। वह नाभि-प्रदेश से उत्पन्न होकर मेरु-दंड से होती हुई ब्रह्म- 
चक्र में प्रवेश करती है। जब यह नाड़ी कंठ के समीप आती है तो दो 
भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग तो त्रिकुटी (दोनों भौँशें के 
मध्य स्थान) लोब अब इंटेलिजेंस ([.,096 ० 72०86४८०७) में 
पहुँच कर ब्रह्म-रंध से मिलता है और दूसरा भाग सिर के पीछे से होता 





डंडा नाउनी तु या नाडी वाम भागे ध्यवस्थिता 
सुघुम्णायां समाश्लिष्य द् नासापुटे गता. «« 
| शिवर्सह्िता, द्वितीय पटल, श्लोक २८ 
“पिंगला नाम या नाडी दक्ष सारों ध्यवस्थिता 
मध्य नाडीं समाश्लिष्य घाम नासापुर्टे गता... 
[ शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २८ 
3 डा पिगलयोमंध्ये सुघुसणा या भवेव्खलु 
षट स्थानेणु व घटशक्ति षटपद्य योगिनों विदु''' 
| शिवसंहिता, द्विवीय परक्ष, शोक २७ 


कबौर का रहस्यवाद 9७ 


हुआ ब्रह्म-रंत्र में आ मिलता है|" योग में इसी दूसरे भाग की शक्तियों 
की वद्धि करना आवश्यक माना गया है। इस तीन नाड़ियों में सुघुम्णा 
बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है । 

इस सुषुम्णा नाड़ी के निम्न मुख में कुंडलिनी (सपाकार दिव्यशक्ति) 
निवास करती है।* जब कुंडलिनी प्राणायाम से जाग्रत हो जाती है, तो 
वह सुधुम्णा के सहारे आगे बढ़ती है। सुषुम्धा के भिन्न-भिन्न अंगों 
(चक्रों) से होती हुईं और उनमें शक्ति डालती हुई वह कुंडलिनी व्रह्म- 
रंध्र की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे कंडलिनी आगे बढ़ती है वैसे मन भी 
शक्तियाँ प्राप्त करता जाता है। अन्त में जब यह कुंडलिनी सहख्-दल 
- कमल में पहुँचती है तो सारी यौगिक क्रियाएँ: सिद्ध हो जाती हैं. और 
योगी मन और शरीर से अलग हो जाता है। आत्मा पूर्ण स्वतन्त्र हो 
जाती है | 

सुषुम्णा की भिन्न भिन्न स्थितियाँ जिनमें से होकर कंडलिनी आगे 

बढ़ती है, चक्रों के नाम से पुकारी जाती हैं सुषुम्णा में छः चक्र हैं। 

सत्र से नीचे का चक्र बेसिक प्लेक्सस (3980 7]6०5७७) 
कहलाता है। यह मेरु-दंड के नीचे तथा गुह्य और लिंग के मध्य में 
रहता हैं ।१ इसमें चार दल होते हैं। इसका रंग पीला माना गया है 
ओर इसमें गणेश का रूप ही आराधना का साधन है। इसके चार दल 
अक्ञरों के संयुक्त हें--व श ष स। इस चक्र में एक त्रिकोण आकार है 


*दि मिस्टीरियस कंडलिनी (रेले) पृष्ठ ३६ 
*ततन्न विद्यल्लताकारा कुंडल्नी पर देवता 
सा त्रिकरा कुटिला सुघुम्शा मार्ग संस्थिता-- 
| शिवसंद्विता, द्वितीय पटल; श्लोक २३ 
रग॒दा दयंबुद्तश्चोध्वे मेटेकांगुलसवघः 
एवं चारित सम॑ कद समत्वांच तुरंगुलमू-- 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ४ 


कप कबीर का रहस्यवाद 


जिसमे कुंडलिनी, वेगल नव (४०४७७ ६ 8०४८) निवास करती है 
उसका शरौर सर्प के समान साढ़े तीन बार मुड़ा हुआ ८ अर बह अपरने 
मुख में श्रपनी पँछ दबाए, हुए ह | वह सुपुम्णा नाड़ी के छिंद्र के समीप 
स्थित है।।.... 

उसका रूप इस प्रकार ई :-+ 





बुंडलिनी, वेगस नर्व॑ (४४९४ ४७०४८) ही दइृठयोग म॑ बड़ी 


)मुख्ते निवेश्य सा पुर्छ सुघुम्धा बिचरे स्थिता--- 
[ शिवसंद्िता, पंचम पटल, श्लोक ९७ 


कबीर का रहस्यवाद 


के 


० 


द उदनि 


प्रान 


कबीर का रहस्यवाद ७६ 


शक्ति है। वह संसारे की सजन-शक्ति है |* वह बाग्देवी है जिसका शब्दों 
में वर्शन नहीं हो सकता | वह सर्प के समान होती है ओर अपनी ही' 
ज्योति से आलोकित हैं।' इस कुडलिनी के जाशत होने की रीति 
समभने के पहले पंच-प्राण का ज्ञान आवश्यक है। यह प्राण एक' प्रकार 
को शक्ति है जो शरीर में स्थित होकर हमारे शारीरिक कार्यों का सचालन 
करती है। इसे वायु भी कहते हैं। शरीर के भिन्न-मिन्न भागों में स्थित 
होने के कारण इसके भिन्न-भिन्न नाम हो गए हैं। शरीर में दस वायु 
हैँ । प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कृम, ककर, देवदत्त 
ओर घनज्ञय | इनमें से प्रथम पाँच मुख्य हैं | प्राण-वायु हृदय-प्रदेश 
का शासन करती है। अपान नाभि के नीचे के भागों में व्याप्त है समान 


नामि-प्रदेश में है। उदान्‌ कंठ में है ओर व्यान सारे शरीर में प्रवाहित 
है । इसका रूप चित्र १ में देखिए । 


योगी इन सब प्रकार की वायुओं को नाभि की जड़ से ऊपर उठाता 
है और प्राणायाम के द्वारा उन्हें साधता है। इन्हीं वायुओं की साधना 
कर सूर्यमभेद-कु सक प्राणायाम की विशिष्ट क्रिया द्वारा वह योगी मृत्यु का 
विनाश करता है और कु'डलिनी शक्ति को जागत करता है |* इस 


विनफननान- 3. ?कनकनतनकन-नन 4 बह॥०० क+-न्‍+ ७ ननिन्‍त+ 32५ न जग 3+ब ते, जन -फीक-+.»«».»क+ तक. पवकन का -7+--कन्मजन्स 


)जगत्संसष्टि रूपा सा निर्माणे सतुतोद्यता 
बाचाम वाच्या वग्देवी सदा द्चेनमस्कृता -- 
[ शिवसंहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २४ 
२भुप्ता नागोपमा हो पा स्फुरतो अभया स्वया... 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ८ 
3श्राणो5पान समानश्चोदान व्यानों तथैद च 
नागः कूमेश्च कृकरो देवदतों घनखय..- 
[ घेरंड संहिता; पंचम उपदेश, श्लोक ६० 
कु भकः सूर्यभेदस्तु ज़रा रूत्यु विनाशकः 
बोधयेत कुण्डल्ीं शक्ति देहानल्ं विवर्धयेत--- 
घेरंड संदिता, पंचम उपदश, श्लोक दै८ 


'य्र० कबीर का रहस्यवाद 


भ्रकार कु'डलिनी के जाण्त करने के लिए इन पंच 'प्राणों के साधन की 
भी आवश्यकता है | कब्वीर ने इन वायुओ्रों के संत्रंध में अनेक स्थानों पर 
'लिखा है: -- 
तिन बिनु बारें धनुष चढ़ाइये' 
इहु जग बेध्या भाई, 
दह् दिसी बूढ़ी पवन झुल्ावे 
डोरि रही लिव लाई । 
हा हक न 
पृथ्वी का गुण पानी सोष्या 
पानी तेल. मिल्लावद़ि रो, । 
तेज पवन सिलि, पवन सबद सिल्ति 
ये कहि गात्ति तवावद्ि'गे । 
ग गा न 
उल्टी रंग नीर बहि आया 
अस्त धार चछुबवाई, 
पाँच जने सो सेंरा कर लोन्हें 
चलत खुमारी जागी। 
हु हक का 
मलाधार चक्र पर मनन करने से उस ज्ञानी पुरुष को दरदरी सिद्धि 
(मेदक के समान उछलने की शक्ति) प्राप्त होती है और शनेः शनैः वह 
पृथ्वी को संपर्णतः छोड़ कर आकाश में उड़ सकता है ।* शरीर का तेज 
उत्कृष्ट होता है, जठराग्नि बढ़ती है, शरीर रोग-म्रक्त हो जाता है, बुद्धि 
और सर्वज्ञता आती है। वह कारणों के सहित भूत, वर्तमान और भविष्य 
*यः करोति सदा ध्यान मूलाधारे तिचच्षणः 
तस्थ स्थाइदु री सिद्धि भूमित्यागक्रमेण बे-- 
| शिवसद्धि ता, पंचम पटल के ६४, ६४, १६, ६० श्क्ोक 





कबीर का रहस्थवाद ०३ मं 


जान जाता है। वह है सुनी गईं विद्याओं को उनके रहस्यों सहित जान 
जाता है। उसकी जीभ पर सदैव सरस्वती नाचती' है। वह जपने-मात्र से 
. मंत्र-सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह जरा, मृत्यु और अगशित कहीं को; 
नष्ठ कर देता है। उस चक्र का रूप इस प्रकार है :--- 





मुलाभार चढ़ 


(२) स्वाधिष्ठान चक्र 
यह चक्र लिंगमूल में स्थित है।" शरीर-विशान के अनुसार इसे 
हाइपोगास्ट्रिक प्लेक्सस ([397090६£०४॥१० 7]0505) कह सकते हैं । 
इसमें छः दल होते हैं | इसके संकेताज्षर हैं ब, भ, म, य, र, ल | इसका 
नाम खाधिष्ठान चक्र है।यह चक्र रक्त वर्ण है। जो इस चक्र पर 
चिंतन करता है, उसे सभी सुन्दर देवांगनाएँ प्यार करती हैं। वह विश्व 
$ द्वितीयंतु सरोज च लिंगमूले व्यवस्थितस्‌ 
बादिलांतं च षड़बर्ण परिभास्वर षड़दलमू--- 
[ शिवसंद्विता, पंचम पटक्ष, श्लोक ७४ 
छ्‌ 


पर ह कबीर का रहस्थवाद 


है 
भर में बंधन मुक्त और भय रहित होकर घूमता है। वह अशिमा ओर 
्षिमा सिद्धियों का स्वीमी बन मृत्यु जीत लेता है। 





स्वाधिष्ठान चक्र 
(३) मणिपूरक चक्र 


यह चक्र नामि के समीप स्थित है । यह सुनदल्ले रंग का हैं, इसके दस 
दल हैं | इसके दलों के संकेताच्र हैं ड, ढ, णु, त, थ, द, ध, न, 
प, फ | इसे शरीर-विज्ञान के अनुसार कदाचित्‌ सोलर प्लेक्सस 507 
705०४) कहते हैं | इस चक्र" पर चिंतन करने से योगी पाताल 
(सदा सुख देने वाली) सिद्धि प्रात्त करता है। वह इच्छाश्रों का स्वामी, 
रोग और दुःख का नाशकर्ता हो जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश 


(तृतीय पंकर्ज नाभों मणखिपूरक संज्ञकम्‌ 
दशार' ढाफिकांताण सोमित॑ दहेमवर्णकम्‌ | 
[ शिवसंहिता, प॑चम्र पटल, श्खोक ७३ 


कबीर का रहृ्यवाद म्म्दे 


कर सकता है । वहीँ स्वर्ण बना सकता है और छिपा हुआ . ख़जाना भी 
देख सकता है। 





(५) अनाहत चक्र 


यह चक्र दृदय-स्थल में रहता है ।' इसके बारह दल होते हैं। इसके 
संकेताक्षर हैं, क, ख, ग, घ, ढ, च, छू, ज, कं, अ, 2, 5। यह रक्त 
वर्ण है। शरीर-विज्ञान के अनुसार यह कारडियक प्लेक्सस ((>870]80 
?]05प७) कहा जा सकता है। जो इस चक्र पर चिंतन करता है वह 
अपरिमित ज्ञान ग्रास करता हैं | भूत, भविष्य और वर्त्तमान जानता 


एलन ललि लि बनप नाक पलब्न्‍क ना नस 


? छुदययेडनाइते नाम चतुर्थ पंकर्ज भवेत्‌ । 
कादियंतांथ संस्थान द्वादशारसमन्वितस्‌ । 
अतिशोण वायु बीज प्रसादस्थानसीरितस्‌ ॥ 
[शिवसंदिता, पंचम पटल, शतक परे 


हा कबीर का रहस्यवाद 


हर 
है। वह वायु में चल सकता है, उसे खेचरी शक्ति (आकाश में जाने 
की शक्ति) मिल जाती है। इस चक्र का रूप इस प्रकार हैं।--- 





अनाह्त चढ़ 


कवीर इस उक्र के विषय में कहते हैं :--- 
दादस दल असिश्मंतर  भ्यंत्त, 
तहाँ प्रभु पाइसि कः ले च्यंत्त । 
असिक्षत सलिन धरम नहीं छाडां, 
दिवसे न राति नहीं है ताहों। शाब्द रे२८ 
(४) विशुद्ध चक्र 
यह चक्र कंठ में स्थित है ।* इसका रंग देदीप्यमान स्वर्ण की भाँति' 
है। इसमें १६ दल हैं, यह स्वः-ध्व्रनि का स्थान है | इसके संकेतात्वर हैं 
श्र, श्रा, इ, ६, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, ओऔए, श्र, श्रः । ! 





) क्ंबस्थानस्थितं -पश्र विशुद्ध नामपंचसमर ! 
सुदेमा॑ स्चरोपेत॑ [ पोडशस्वर॒ सयुतम्‌ ॥ 
शिवसंदिता, पंचम पटल, श्लोक है० 


कबोर का रहस्यवाद ह परे 


शरीर-विशन के श्रनुसार इसे फैरिंगील प्लेक्सस ( ?]#29797864 
0]2505 ) कह सकते हैं। जो इस चक्र पर (चिंतन करता है वह 
बास्तव[.में योगेश्वर हो जाता है। वह चारों वेदों को उनके रहस्यों के 
“साथ समझ सकता है। जब योगी इस स्थान पर अपना मन कैंद्रित कर 
क्रद्ध होता है तो तीनों लोक काँप उठते हैं। वह इस चक्र पर ध्यान 
करते ही बहिजेंगत का परित्याग कर अंतर्गत में रमने लगा है। उसका 
शरीर कभी निर्बल नहीं होता और वह १,००० वर्ष तक शक्ति-सहित 
जीवन व्यतीत करता है । 





(६) आज्ञा चक्र 
यह चक्र त्रिकुटी ( भौंहों के मध्य ) में स्थित है।' इसमें दो दल 





अल ललल_ चल लबबुबा अबभाााामंग“ाा“ं।_ं>ं भा ४ ४ाााांगा 


'आज्ञापक्ष अ वोम॑ध्ये इक्तोपेतं द्विंपप्रकम्‌ 
शुक्लाभं त महाकालः सिद्धो देव्यत्न हाकिती--- 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ६५ 


ब्घद कबीर का रहस्थवाद 


हुँ 
हैं, इसका रंग श्वेत है, संकेताहर ह और क्ष हैं। शरीर-विज्ञान के 
अनुसार इसे केवरनस प्लेक्सस ( (8५८४77009 765८७ ) कह सकते 
हैं। यह प्रकाश-बीज हे; इस पर चिंतन करने से ऊँची से झँची 





ब्रत्ता चढ़ 

सफलता मिलती, है।'" इसके दोनों ओर इडा और पिंगला हैं वही 
मानो क्रमश: बरणा और असी हैं और यह स्थान वाराणसी हैं। यहाँ 
विश्वनाथ का वास है | 

कुण्डलिनी सुषुम्णा के छः चक्रों में से होती हुई ब्रह्म-रंश्र 
पहुँचती है| वहाँ सहल-दल कमल है, उसके मध्य में एक चन्द्र है। उंस 
त्रिकोण भाग से जहाँ चन्द्र हैं, सदैव सुधा बहती है। वह सुधा इडा 
नाड़ी द्वारा प्रवाहित होती है। जो योगी नहीं है, उनके ब्रह्म-रंध्र से जो 
अमृत प्रवाहित होता है उसका शोषण मूलाघार चक्र में स्थित सूर्य 
द्वारा) हो जाता है और इस प्रकार वह नष्ट हो जाता है। इससे शरीर 


)एतदेव परंतेजः सच्तन्त्रेपु मान्रिणः 
चिन्तयित्वा सिद्धि कमते तात्र सशय/ । 
| [ शिवसंह्िता, पंचम पटल , श्लोक #८ 
रमूलघारे हि यत्पक्म' चतुष्पन्न व्यवस्थितस्‌ | 
तन्न मध्यहि या योनिस्तस्यां सूर्यों व्यवस्थित) | 
[ शिवसंदिता, पंचम पटल, श्लोक १०३ 





बा 


कबोर का रहस्यवाद 


८7९ र 
77 | 








मी 


म्लुष्य के शरीर मैं पट की का निहफय, 


है. 


नाड़ियों सहित मनुष्य के शरीर में पट चक्र 


चित्र २ 


कबीर का रहस्यवाद पल 


वृद्ध होने लगता है ।'्यदि साधक इस प्रवाह को किसी अकार रोक दें 
आऔर सूर्य से शोषण न होने दे तो उस सुधा को वह अपने शरीर की 
शक्तियों की बइद्धि करने में लगा सकता हैं। उस सुधा के उपयोग से बह 
अपना सारा शरीर जीवन की शक्तियों से भर लेगा और यदि उसे तक्षक 
सर्प भी काट ले तो उसके सवा ग में विष नहीं फैल सकता ।* 


सहस्त-द्ल कमल तालु-मूल में स्थित है।* वहीं पर सुधुम्धा का 
छिद्र है। यही ब्रह्म-रंध्त कहलाता है। तालु-मूल से सुधुम्णा का नीचे को 
श्रोर विस्तार है ।* अंत में वह मूलाघार चक्र में पहुँचती है। वहीं से 
कंडलिनी जाशत होकर सुषुम्णा में ऊपर बढ़ती है और अंत में ब्रह्म-रंत्र मे 
पहुँचती है । ब्रह्म-रंध्र में ब्रह्म की स्थिति है जिसका ज्ञान योगी सदैव प्राप्त 
करना चाहता है| इस रंध्र में छः दरवाजे हैं जिन्हें कंडलिनी ही खोल 
सकती है | इस रंश्र का रूप विंद (०) रूप है। इसी स्थान पर प्राण- 
शक्ति? संचित की जाती है। प्राणायाम की उत्कृष्ट स्थिति में इसी बिंदु 
में आत्मा ले जाई जाती है। इसी विंदु में आत्मा शरीर से स्वतंत्र होकर 
सोडहू? का अनुभव करती है। मनुष्य के शरीर में पषरद्चक्रों का 
निरूपण चित्र २ में देखिए । 


कबीर ने अपने शब्दों में इन चक्रों का वर्णन विस्तार से तो नहीं 
किंतु साधारण रूप से किया है। उदाहरणार्थ एक पद लीजिए ४-- 


१ हद्थयोग प्रदीपिका पृष्ठ ९३ 

>अतः उध्व तालुमूले सहख्वारं सरोरहम 

अस्ति यन्न सुघुमभ्णाया मूल सबिवरं स्थितस्‌-- 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ३२० 

व्तालुमूले सुधुम्णा सा अधघोवकत्रा प्रवर्तेते-- 

(शिवसंहिता; पंचस पटल श्कोोक, १२१ 


१ 


प््ण कबीर का रह्स्यवाद 


( ब्रह्म-रंप्र के बिंदु पर ) 
अह्म अगनि मैं काया जारे, 
त्रिकुटी संगम णागे, 
कहे कबीर सोई जोगेस्वर 
सहज सुन ढयो लागे। 
कबीर ग्र थावल्ली, शब्द ६३ 
सहज सुन्न इक विरवा उपजा 
घरती जलहर सोख्या, 
कद्टि कबीर हो ताका सेवक 
जिन यहु बिरवा देख्या। 


शब्द १०४८ 
जन्त मरन का भय गया; 
गोविन्द लब॒ लागी, 
जीवत सुज्न समानिया, 
गुर साखी. जागी। 
शब्द ७३ 


रे मन बैडि किते जिन जासी । 

उलटि पवन पट चक्र निवासी, 

तीरथ राज रंग्र तठ वासी । 

ग़ग़न मंडल रवि ससि दोइ तारा, 

उल्नटी कू ची लाग किवारा । 

कद्दे कबीर भया उजियारा, 

पंच सारि एक रहो निनारा । 

प्राणायाम की साधना की सफलता धारणा, ध्यान ओर समाधि के 

रूप में पहिचान कर कबीर ने उनका एक साथ ही वर्णन कर दिया है। 
हम कबीर को योग-शास्त्र का पूर्ण पंडित उनके केबल सत्संग ज्ञान से नहीं 
मान सकते | धारणा, ध्यान और समाघि का संमिश्रण हम उनके रेखतों में 


कश्ीर का रहस्यचाद 


व्यापक रूप से पाते हैं। न तो उन्होंने धारणा का ही स्वरूप निर्धारित 
“त्रिबेनी? उन्होंने 
एक साथ ही प्रवाहित कर दी है| इस स्थल को समझने के लिये उनके 
वे रेख़ते जिनमें उन्होंने प्राणायाम के साथ घारणा, ध्यान और-समाधि 


किया है और न ध्यान एवं समाधि ही का | तीनों की 


का वर्णन किया है उद्भधुत करना अयुक्तिसंगत न होगा। 

देख वोजूद में अजब बिसराम है 
होथ सोजूद तो सही 

फेरि मन पवन को घेरि उल्टा चढ़े 
/ पाँच पच्चीस को उलरि 

सुरत का डोर सुख सिंध का रूलना 
घोर की सोर तहँ नाद 

'मीर बिन कंचल तद देखि अति फूलिया 
कहे कब्बीर सन भॉँवर 

चक्र के बीच सें कंबल अ्रति फूलिया 
तासु का सुक्ख कोई संत 

'कुलुफ नो द्वारा औ पवन का रोकना 
तिरकुटी मछू मन संवर 

'सबद की घोर हूँ ओर ही होत है 
अधर दरियाव को सुक्ख 

'कह् कब्बीर यों झूल सुख सिंध में 
जन्स और सरन का भर्स 

रंग भ्ौर जमुन के घाद को खोलजि ले 
भंवर गॉजार तहें. करत 

सरसुती नीर तह देखु तिर्मल बहे 
तासु के नीर पिये प्यास 

'पाँच की प्यास तहं देखि पूरी भई 
तीन ताप तहँ लगे 


पाबे, 
लावे | 
गावे, 
छात्र । 
जाने, 
आने, 
माने, 
भाने । 
भाई, 
जाई, 


नादीं, 


हैं 9 


कबीर का रहस्यदाद 


५ 


कहे कब्बीर यह अगम का खेल दे 


येत्र का चआंदना देख मोदी । 


गड़ा रिस्सान तह सुन्न के बीच में 


उल्लटि के सुरत फिर नहिं आये, 
दूध को मत्य करे घित॑ न्‍्यारा किया 

बहुरि फिर तत्त में ना समावे,. 
माढ़ि मत्थान तह पाँच उलदा किया 

नाम नोनीति ले सुबख फेरी, 
कहे कब्बीर यों सन्‍त निर्भेय हुआ 

जन्त भोर मरन की मिटी फ़रो॥। 


प्तफ़ीमत ओर कबीर 


इस मिलन में एक बात आवश्यक है। वह आत्मा की पवित्रता 
है। यदि आत्मा में ईश्वर से मिलने की उत्कट आकांज्ा होने पर भी 
पविन्नता नहीं है तो परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता । आत्मा की सारी 
आकांचा घनीभूत होकर पविन्नता की समता नहीं कर सकती । पविच्नता में 
जो शक्ति है वह आकांज्ञा में कहाँ? आकांज्ा न होने पर भी पवित्रता 
देवी गुणों का आविभांव कर सकती है। उसमें आध्यात्मिक तत्व की वे 
शक्तियाँ अंतर्निहित हैं जिनसे ईश्वर को अनुभूति सहज ही में हो सकती है। 
यह पवित्रता उन विचारों से बनती है जिनमें वासना, छुल, कुरचि ओर 
अस्तेय का बहिष्कार है। वासना का कलुषित व्यभिचार द्वदय को 'मलीन 
न होने दे | छुल का व्यवह्दर मन के विचारों को विक्वत न होने दे । 
कुरुचि का जघन्य पाप हृदय की प्रवृत्तियों को बुरे मार्ग पर न ले जाय 
और अस्तेय का आतंक हृदय में दोषों का समुदाय एकत्रित न कर दे [ 
इन दोषों के आतंक से निकल कर जब आत्मा अपनी प्राकृतिक क्रिया 
करती हुई जीवन के अड्डे प्रत्यग में प्रकाशित होती है तो उसका वह 
आलोक पवित्रता के नाम से पुकारा जाता है| यह पवित्रता इंवरीय मिलन 
के लिये आवश्यक सामग्री हैं। जलालुद्दीन रूमी ने यही बात अपनी मस- 
नवी के ३४६० वें पद्म भें लिखी है, जिसका भावार्थ यह है कि अपने 
अहम की विशेषताश्रों से दूर रह कर पवित्र बन, जिससे तू अपना मैल से 
रहित उज्ज्वल तत्व देख सके ॥? 
यह पविन्नता केवल बाह्य न हो आंतरिक भी होनी चाहिये । स्नान 
कर चंदन तिलक लगाना पवित्रता का लक्षण नहीं है। पविन्नता का 
लक्षण है हृदय की निष्कपट और निरीह भावना | उसी पबिन्नता से 


३२ कबीर का रहस्यवाद 


बशवर प्रततन्न होता है । तभी तो कबत्रीर ने कहां 
कहा भडठो रखि स्वॉग बनाया, 
अंतरजामी निकट न आयो। 
के 
कहा सयो तिलक गर जपमाला, 
मरम न जानें मिलन गोपाला | 


दिन प्रति पस करे. हरिष्ाई, 
गरे काड बाकी बांव न आई | 


स्‍्वॉग सेत करणीं मनि काली, 
कहा भयों गलि मात्रा धाली | 
बिन ही प्रेम कहा भयो रोए, 
भीतरि मैल्ति बाहरि कटद्दा धोप | 
गलगल' स्वाद भगति नहीं धीर, 
चीकन चेंदवा कहे कबीर | 
सारी वासनाओं को दूर कर हृदय को शुद्ध कर लो, यही परमात्मा 
से मिलन का मार्ग है ! उप्ती पविन्न स्थान में परमात्मा निवास करता है 
जो दपंण के समान स्वच्छ और पवित्र है, क-वासनाओं की कालिमा से 
"दूर है। रूमी ने ३४५६ वें पद्म में कहा है :--साफ़ किये हुये लोहे की 
भाँति जड्ड के रबर को छोड़ दे, अपने तापस-नियोग से जड़-रहित दर्पण 
बन [? इसी विषथ की विवेचना में उसने चित्र-कला के संबंध में ग्रीस 
ओर चीन वालों के वाद-तिवाद की एक मनोरजञ्ञक कहानी भी दी है, 
उसे यहाँ लिख देना अनुगयुक्त न होगा । 
चित्रकला में औस ओर चीनवालों के वाद-विवाद की कहानी 
चीनवालों ने कहा--“ हम लोग अच्छे कलाकार हैं |” ग्रीसवालों ने 
'कृहा--'हम लोगों में अधिक उत्कृष्टता और शक्ति है [” 
३४६८, सुत्तान ने कहा --“इस विषय में तुम दोनों की परीक्षा 
लूँग। और तब यह देखेंगा कि तुममें से कौन अधिकार में सच्चा 
'डतरता ।॥” 


कबीर का रहस्यवाद श्दे 


३४६६, चीन और ग्रीसवाले वागयुद्ध करने छंगे, ग्रीसवाले विवाद 
से हट गये । 

३४७०, तत्र. चीनियों ने कहा--“हमें कोई कमरा दे दीजिये और 
श्राप (लोग भी अपने, लिए, एक कमरा ले लीजिये |?! 

३४७१, दो कमरे थे जिनके द्वार एक दूसरे के रुंगुख थे । चीनियों 
ने एक कमरा ले लिया, ग्रीसवालों ने दूसरा। 

३४७२, चीनियों ने राजा से विनय की, उन्हें सौ रंग दे दिये 
जायें । राजा ने अपना ख़ज़्ाना खोल दिया कि वे (अपनी इच्छित 
बस्तुएँ ) पा जाये। 

३४७३, प्रत्येक प्रातः राजा की उदारता से, ख़ज़ाने की ओर से 
चीनियों को रंग दे दिये जाते । 

३४७४, ग्रीसवालों ने कहा--“हमारे काम के लिये कोई रंग की 
आवश्यकता नहीं, केवल जंग छुड़ाने की आवश्यकता है |?” 

३४७५, उन्होंने दरवाजा: बंद कर लिया और साफ़ करने में लग गए 
वे (वस्तुएँ) आकाश की भाँति स्वच्छ और पविचन्न हो गई । 

२४७६, अनेक रंगता की शून्य की ओर गति है, रंग बादलों की 
भाँति है और शूत्य रंग चद्र की भाँति। 

३४७७, तुम बादलों में जो प्रकाश और वैभव देखते हो, उसे समझ 
लो कि वह तारों, चंद्र ओर सूर्य से आता है । 

३२४७८, जब चीन वालों ने अपना काम समाप्त कर दिया, के 
अपनी प्रसन्नता की दु दभी बजाने लगे | 

३४७६, राजा आया ओर उसने वहाँ के चित्र देखे। जो दृश्य 
उसने वहाँ देखा, उससे बह अवाक्‌ रह गया | 

३४८०, उसके बाद वह ओसवालों की ओर गया, उन्होंने बीच का 
परदा हटा दिया है | क्‍ 

३४८१, चीनवालों के चिन्नों का और उनके कला-कार्यों" का 
प्रतित्रिंब इन दीवारों पर पड़ा जो जंग से रहित कर उज्ज्वल बना दी 


8४ कबीर का रहस्यवाद 


गई थीं | 
३४८२, जो कुछ उसने वहाँ ( चीनवालों के कमरे में ) देखा था, 


यहाँ और भी सुन्दर जान पढ़ा | मानों आँख अपने स्थान से छीनी जा 
रही थी । 

३४८३, ग्रीसवाले, ञ्रो पिता ! सूफ़ी हैं। वे अध्ययन, पुस्तक और 
ज्ञान से रहित (स्वतंत्र) हैं । 

३४८४, किन्तु उन्होंने अपने हृदय को उज्ज्वल बना लिया है 
आर उसे लोभ, काम, लालच और घुणा से रहित कर पविन्न बना 
लिया है । ह 
३४८५, दर्पण की वह स्वच्छता ही निस्संदेह हृदय है, जो अंगणित 
चित्रों को अहण करता है। 

इस प्रकार आत्मा के पवित्र हो जाने पर उसमें परमात्मा के मिलने 
की क्षमता आती है। 

आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में यद्यपि आत्मा परमात्मा से अलग 
रहती है, पर जैसे जैसे आत्मा पवित्र बन कर ईश्वर से मिलने की 
आकांछ्ा में निमम होने लगती है वैसे वैसे उसमें ईश्वरीय विभूतियों के 
लक्षण स्पष्ट दीखने लगते हैं। जब आत्मा परमात्मा के पास पहुँचती है 
तो उस दिव्य संयोग में वह स्वयं परमात्मा का रूप रख लेती है। रूमी 
ने अपनो मसनवी के १५४३ श्वें और उसके आगे के पद्मों में लिखा है--- 

जब लहर समुद्र में पहुँची, वह समुद्र बन गई ! जब बीज खेत में 
पहुँचा वह शस्य बन गया | 

. जब रोटी जीवघारी (मनुष्य) के संपर्क में आई तो मत रोटी जीवन 

आर ज्ञान से परिप्रोत हो गई । 

जब मोम और इंघन आग को समर्पित किये गए: तो उनका अंधकार 
मय अन्तर-तम भाग जाज्वल्यमान हो गया । 

जब सुरमे का पत्थर भस्मीभूत हो नेत्र में गया तो वह दृष्टि में 
परिवर्तित हो गया ओर वहाँ वह निरीक्षक हो गया। 


हु 


कबीर का रहस्यवाद द््रे 


ओह, वह मनुष्य कितना सुखी है जो अपने से स्वतंत्र हो गया है 
आर एक सजीव के अ्रस्तित्व में संमिलित हो गया है । ह 
कबीर ने इसी विचार को बहुत परिष्कृत रूप में रक्खा है| वे यह 
नहीं कहते कि जत्र लहर समुद्र में पहुँची तो समद्र बन गईं, पर वे यह 
कहते हैं कि हम इस प्रकार दिखेंगे जैसे तरंगिनी की तरंग, जो उसी में 
उत्पन्न होकर उसी में मिलती है। रूमी तो कहता है कि जब तरंग समुद्र 
में पहुँची तब वह समुद्र बनी। पहले वह समुद्र अथवा समुद्र का 
भाग नहीं थी | कबीर का कथन है कि तरंग तो सदैव तरंगिनी में वतमान 
है । उसी में उठती और उसी में गिरती है--- 
जेसे जलहि. तरंग तर॑गिनी, 
ऐसे हम. दिखलावहि"गे | 
कहे कबोर स्वामी सुख खागर, 
हंसहि. हँस मिलाचाहिगे ॥| 
ऐसे स्थिति में संघार के बीच आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप अहर 
करती है| आत्मा की सेवा मानों परमात्मा की सेवा है और आत्मा 
का स्पश मानो परमात्मा का स्पर्श है। आत्मा संसार में उसी प्रकार 
रहती है जिस प्रकार परमात्मा की विभूति संसार के अंग-प्रत्यंग में निवास 
करती रहती है। आत्मा में एक अकार की शक्ति आ जाती है जिसके 
द्वारा वह मनुष्यता को भूल कर विश्व की बृहत्‌ परिधि में विचरण करने 
लगती है। वह मनुष्यता को पाप के कलुषित आतंक से बचाती है, 
पाप का निवारण करने लगती है और जो व्यक्ति ईश्वर विमुख है श्रथवा 
धामिक पथ के प्रतिकूल है उसे सदैव सहारा देकर उन्नति की ओर 
अग्रसर करती है | वह आत्मा जो ईश्वर के आलोक से आलोकित है, 
ग्रन्य आत्माओं की अश्रंघकारमयी रजनी में प्रकाश ज्योति बन कर पथ- 
प्रदर्शन करती है | उसमें फिर यह शक्ति आ्रा जाती है कि वह संसार के 
भौतिक साथनों की नश्वर्ता को समझ कर अ्राध्यात्मिक साधनों का 
महत्व लोगों के सामने रूपकों की भाषा में रखने लगे | उसी समय 


8] कंधीर का रहस्यवाद 
हैः 


आत्मा ज्ोगों के सामने उच्च स्वर में कृह सकती है कि मैं परमात्मा हैँ । 
मेरे ही द्वारा अस्तित्व का तत्व प्रथ्वी पर वर्तमान है, यही रहस्यवाद की 
उत्कृष्ठ सफलता है। 

आत्मा के ईश्वरत्व की इस स्थिति को जलालुद्दीन रूमी ने अपनी 
मसनवी में एक कहानी का रूप दिया है। वह इस प्रकार है :--- 

ईश्वरध्व 

शेख बायज़ीद हज्ज ( बड़ी तीर्थ-यात्रा ) और उमरा ( छोटी तीर्थ- 
यात्रा ) के लिये मक्का जा रहा था। 

जिस जिस नगर में वह जाता वहाँ पहले वहाँ के महात्माओं की खोज 
करता । 

--वह यहाँ वहाँ घूमता और पूछता, शहर में ऐसा कौन है जो 
( दिव्य ) अंतद ष्टि पर आश्रित है ! 

“-ईश्वर ने कहा है--अपनी यात्रा में जहाँ कहीं तू जा; पहले तू 
महात्मा की खोज अवश्य कर । ख़ज़ाने की खोज में जा क्योंकि सांसारिक 
लाभ और हानि का नंबर दूसरा हे। उन्हें केवल शाखाएँ समभ्क, 
जड़ नहीं । 

उसने एक दृद्ध देखा जो नये चंद्र की भाँति कुका हुआ था; उसने 
उस मनुष्य में महत्मा का महत्व और गौरव देखा । 

--उसकी आँखों में ज्योति नहीं थी, उसका हृदय सूे के समान 
जगमगा रहा था जैसे वह एक हाथी हो जो हिन्दुस्तान का स्वप्न देख 
रहा हो ! 

. “ौज"्ञाखें बंद कर सुधुप्त बन वह सैकड़ों उल्लास देखता है| जब वह 
आँखे खोलता है, तो उन उल्लासों को नहीं देखता। ओह, कितना 
आश्रय है ! 

“नींद में न जाने कितने आश्चर्य-जनक-व्यापार इृष्टिगत होते हैं, 
नींद में हृदय एक खिड़की बन जाता है| 


कबीर का रहस्यवाद ७ 


--जो जागता है और सु दर स्वप्न देखता है वह.ईश्वर को जानता 
है। उसके चरणों को धूल अगनी आँखों में लगाश्रो । 

---वह बायज़ीद उसके सामने बैठ गया और उसने उसकी दशा के 
विषय में पूछा, उतने उसे साधू और ग्रहस्थ दोनों पाया ! 

उसने ( वृद्ध मनुष्य ने ) कहा--ओ बायज्ञीद, त्‌ कहाँ जा रहा 
है ? अपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर अपनी यात्रा का सामान ले जा 
रहा है ! 

--बायज़्ीद ने कद्दां-प्रातः में काद्ा के लिये रवाना हो रहा हूँ 
“ये”? दूसरे ने कह्ा--“रास्ते के लिए; तेरे पास क्या सामान है १” 

--“मेरे पास दो सो चाँदी के दिरहम हैं?! उसने कहा--“देखो वे 
मेरे अंगरखे के कोने में अंधे हैं |? 

--उसने कहा--“सात बार मेरी परिक्रमा कर ले और इसे अपनी 
तीथ॑-यात्रा काबे की परिक्रमा से अच्छा समझ ।? 

“--- आर वे द्रिहम मेरे सामने रख दे, ऐ. .उदार सज्जन ! समझ 
से कि तूने कात्रा से अच्छी तीर्थनयात्रा कर ली है श्रोर तेरी इच्छाश्रों की 
पूर्ति हो गई है।” 

--“और तूने छोटी तीर्थ-यात्रा भी कर ली, अंनत जीवन की प्राप्ति 
क्र ली। अब तू साफ हो गया |? 

-- सत्य ( ईशबर ) के सत्य से, जिसे तेरी आत्मा ने देख लिया 
है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि उसने अपने अधिवास से भी ऊपर 
मुझे चुत रखा है |” 

-+“यद्यपि काबा उसके धापिक कर्मों का स्थान है, मेरा यह 
आकार भी जिसमें में उत्पन्न किया गया था, उसके अंतरतम चित्‌ का 
स्थान है ।” क्‍ 

“जब से इंश्वर ने काबा बनाया है वह वहाँ नहीं गया और मेरे 
इस मकान में चित्‌ ( ईश्वर ) के अतिरिक्त कोई कभी नहीं गया [? 

-: जब वूने मुझे देख लिया, तो तूने ईश्वर को देख लिया । तूने 

हु 


ध्य्र कबीर का रहस्यवाद 


कै 
पवित्रता के काबा की परिक्रमा कर ली है ।”' 


“मेरी सेवा करना, शैेश्वर की आझ्ा मान कर उसकी कोर्ति 
बढ़ाना है ख़बरदार, तू यह मत समभाना कि ईश्वर मुझसे अलग है ।”” 
-- “अपनी श्राँख अच्छी तरह से खोल और मेरी ओर देख, 
जिससे तू मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश देखे |” 
बायज़ीद ने इन आध्यात्मिक वचनों की श्रोर ध्यान दिया। अपने 
कानों में स्वणु-बालियों की भाँति उन्हें स्थान दिया | 
कपभीर ने इसी भावना को निम्नलिखित पत्च में व्यक्त किया है :--- 
हम सब मोाँहि सकल हम माँही, 
इम थे और दूसरा नाहीं । 
तीन लोक में . इमारा पसारा, 
आवागमन सब खेल हसारा | 
खट दरशन कट्दियत भेखा; 
इमद्टी अतीत रूस नहीं रेखा। 
हम हो आप कबीर कहावा, 
हमही अपना आप लखावा। 
जब आत्मा परमात्मा की सत्ता में इस प्रकार लीन हो जाती है तब 
उसमें एक प्रकार का मतवालापन आ जाता है। वह ईश्वर के नशे में- 
दूर ही जाती है | संसार के साधारण मनुष्य जो उस मतवालेपन को 
नहीं जानते उसकी हँसी उड़ाते हैं। वे उसे पागल समझते हैं। वे क्‍या 
जानें उसे मस्त बना देने वाले आध्यात्मिक मदिरा के नशे को, जिसमें 
संसार को भुला देने की शक्ति होती है। रूमी ने ३४२६ वें और उसके 
आगे के पद्मों में लिखा हैः--- 
जब मतवाला व्यक्ति मद्रिलय से दूर चला जाता हें बह बच्चों के - 
हास्य और कौतुक की सामग्री बन जाता | जिस रास्ते वह जाता है, कीचड़ 
* में गिर पड़ता है, कभी इस ओर कभी .उस और । प्रत्येक मूर्ख उस पर. 
ईंसता है। बह इंस प्रकार चला जाता हैं और उसके पीछे चलने वाले 


ऋबमीर का रहस्यवाद 8 & 


बच्चें उस प्तवालेपन को नहीं जानते और नहीं जानतें उसकी मदिरा के 
स्वाद को 
सभी मनुष्य बच्चों के समान हैं, केवल वही नहीं है जो ईश्वर के 
पीछे मतवाला है। जो वासनामयी प्रश्मत्ति से स्वतंत्र है, उसे छीड़ कर 
कोई भी बड़ा नहीं है । 
इस मतवालेपन का वर्णन कबीर ने भी शक्तिशाली रेख़ते में किया 
है । वह इस प्रकार हैं :--- 
छुका अवधूत मस्तान माता रहे 
ज्ञान वेराग सुधि लिया पूरा, 
स्वाप्त उस्पासा का भेस प्याल्ा पिया 
गगन गरजें तहाँ बजे तूरा । 
पीढ संसार से माम राता रहे 
जातन जरना लिया सदा खेले 
कहे कब्बीर गुरु पीर से सुरखरु 
परम सुख धाम तह प्रान मेले । 
इस खुमार को वे लोग किस प्रकार समझ सकेंगे जिन्होंने “इश्क़ 
हक़ीकी”, की शराब ही नहीं पी । 


अनंत संयोग 
( अवशेष ) 


दूत प्रकार श्रात्मा ओर परमात्मा का संयोग हो जाता है। आत्मा 
बढ़ कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती है। जरसन ने 
तो इसी के सहारे रहस्यवादी की मीमांसा की थी। उन्होंने कहा थां--- 
रहस्यवादी की अभिव्यक्ति उसी समय होती है जब आत्मा प्रेम की अमूल्य 
निधि लिए हुए परमात्मा में श्रपना विस्तार करती है। पवित्र और उमड्ड 
भरे प्रेम से परिचालित आत्मा का परमात्मा में गसन ही तो रहस्यवाद 
कहलाता है|? डायोनिसस एक क्रदम आगे बढ़ कर कहते हैं : परमात्मा 
से आत्मा का शअ्रत्यंत गुप्त वागू-विलास.ही रहस्यवाद है ।* डायोनिसस 
ने आत्मा को परमात्मा तक जाने का कष्ट ही नहीं दिया। उन्होंने केवल 
खड़े-खड़े ही आत्मा और परमात्मा में बातचीत करा दी । 
इसी प्रकार रहस्यवाद की श्रन्य विलक्षण परिभाषाएँ हैं, जिनसे हम 
' जान सकते हैं कि रहस्यवाद की अनुभूति भिन्न प्रकार से विविध रहस्य- 
बादियों के हृदय में हुई है| 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में 
दोनों को उत्सुक बतलाया है। यदि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती 
है तो परमात्मा भी आत्मा से मिलने की इच्छा रखता है। वे इसी भाव 
को अपनी आवर्तन” शीर्षक कविता में इस प्रकार लिखते हैं /--- 
धूप आपनारे मिलाइते चाहे गन्‍्धे, 
सन्‍्धो शे, चाहे धूपरे रोहिते जुड़े। 
$ स्टडढीज़ इन समिस्टिसिज्स, क्ेखक ए० चेट, 
द पृष्ठ २७६ 


कबीर का रहस्यवाद ३०३ 


शूए आपनारे धोरा दिये चाहे छोदें, 
छोंद फिरिया छूटे लेते चाथ शूरे। 
भाव पेते चाय खूपेरे मारे अक्ी, 
रूपो पेते चाय भावेरे माझकार छाड़ा 
ओसीम शे चाहे शीमार निबिड़ शंगा, 
शीमा चाय होते ओशीमेरे मामले हारा 
प्रोलये श्वजने ना जानि ए कारे जुकिति, 
भाष होते रूपे श्रोविराम जाओया आशा | 
घन्ध फिरस्ले खूजिया आपोन सुक्ति, 
सुक्ति मांरोछ्ठि बॉधोनेर मास बाशा। 
इसका अर्थ यही है कि--- 
धूप ( एक सुगंधित द्रव्य ) अपने को सुगंधि के साथ मिला देना 
चाहता है, 
गंध भी अपने को धूप के साथ संबद्ध कर देना चाहती है। 
स्वर अपने को छुंद में समर्पित कर देना चाहता, 
छुंद लौट कर स्वर के समीप दौड़ जाना चाहता है। 
भाव सौंदर्य का अंग बनना चाहता है, 
सौंदर्य भी अपने को माव की अंतरात्मा में मुक्त करना चाहता है ! 
श्रसीम ससीम का गाढ़ालिड्न करना चाहता है, 
ससीम अ्रसीम में अपने को बिखरा देना चाहता है । 
में नहीं जानता कि प्रलय और सृष्टि किसका रचना-वैचिन््य है, 
भाव और सौंदय में अविराम विनिमय होंता है । 
बद्ध अ्रपनी मुक्ति खोजता फिरता है, 
मुक्त बँधन में अपने आवास की भि्धा माँगता है | 
सभी रहस्यवादी एक प्रकार से परमात्मा का अनुभव नहीं कर सके । 
विविध मनुष्यों में मानसिक प्रवृत्तियाँ विविध प्रकार से पाई जाती हैं । 
जिन मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्तियाँ अधिक संयत और अभ्यस्त होंगी वे 


बृ७३ कबीर का रृशयवाद 


परमात्मा का ग्रहण दूसरे ही रूप में करेंगे, जिन' मनुष्यों को मानसिक 
ग्रवृत्तियाँ- परिष्कृत न होंगी वे रहस्यवाद की अनुभूति अस्पष्ट रूप में 
करेंगे । जिनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ संसार के बन्धन से रहित हो पविन्नता 
और पुण्य के प्रशांव वायुमंडल में विराजती हैं वे ईश्वर की श्रनुभूति सें 
स्वय॑ अपना अस्तित्व खो देंगे। इन्हीं प्रद्धत्तियों के अन्तर के कारण 
परमात्मा की अनुभूति में अन्तर हो जाता है और इसीलिए, रहस्पवाद 
की परिभाषाओं में अंतर आरा जाता हैं । 

परमात्मा के संयोग में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। जब 
आत्मा परमात्मा में लीन होती है तो उसके चारों ओर ए% देवी 
वातावरण की सृष्टि हो जाती है ओर आत्मा परमात्मा की उपस्थिति 
अपने समीप ही अ्रनुभव करने लगती है। परमात्मा संसार से परे है 
और आत्मा संसार से आबरद्ध ! इस सांसारीय वातावरण में आत्मा को 
ज्ञात होने लगता है मानों समीप ही कोई बैठा हुआ शक्ति संचार कर 
रहा है। आत्मा चुपचाप उस रहस्यमयी शक्ति से साइस और बल पाती 
हुई इस संसार में स्वर्ग का अनुभव करती है। मारगेरेट मेरी ने रोलिन 
को जो पत्र लिखा था, उसका भावार्थ यही था ३--- 

“दिव्य चाणकर्ता ने मुझसे कहा, मैं तुके एक नई विशूति दूँगा। 
बह विभूति अ्रभी तक दी हुईं विभूतियों से उत्कृष्ट होगी। वह विभूति 
यही है कि में तेरी दृष्टि से कभी ओमल न होऊँगा। और विशेषता 
यह रहेगी कि तू सदेव मेरी उपस्थिति श्रनुभव करेगी । 

मैं तो समझती हूँ अभी तक उन्होंने अपनी दया से में जितनी 
विभूतियाँ प्रदान की हैं; उन सभों से यह विभूति श्रेष्ठतर हैं | क्योंकि उसी 
समय से उस दिव्य परमात्मा की उपस्थिति अविराम रूप से में अनुभव 
क्र रही हूँ। जब में श्रकेली होती हूँ तो यह दिव्य उपस्थिति मेरे छ्ृदय 
में इतनी श्रद्धा उत्पन्न करती है कि में अभिवादन के लिए, पृथ्वी पर 
गिर पड़ती हूँ, जिससे में अपने ज्राणकारी ईश्वर के सामने अपने को 
अस्तित्वदीन कर दूँगा। मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि ये सब विभूतियाँ 


कबीर का रहस्यवाद 3०३ 


अटल शांति और बल्ास से पूर्ण हैं ।!!* 

इस पत्र से यह ज्ञात हो जाता है कि उत्कृष्ट ईश्वरीय विभूतियों 
का लक्षण ही यही है कि उसमें परमात्मा के सामीप्य का परिचय उसी 
क्ुण मिल जाय | उस समय आत्मा को क्या स्थिति होती है? वह 
आनंद में विभोर होकर परमात्मा की शक्तियों में अपना अस्तित्व मिला 
द्वेती है; वह उत्सुकता से दौड़ कर परमात्मा की दिव्य उपस्थिति में छिप 
जाती है। उस समय उसकी प्रसन्नता, उत्सुकता ओर अ्राकांछ्षा की 
'प्रिधि इन काले अछ्वरों के भीतर नहीं आ सकती | विलियम राल्फू इंज 
ने अपनी पुस्तक पर्सनल आइडियलिज्म एँड मिस्टिसिज्मः में उस दशा 
के वर्णन करने का प्रयत्न- किया है 

“इस दिव्य विभूति और शांति के.दर्शन का स्वागत करने के लिए 
आत्मा दौड़ जाती है, जिस प्रकार बालक अपने पिता के घर को पहिचान 
कर उसकी ओर सहर्ष अग्रसर होता है ।??* 

कोई बालक अपने पिता के घर का रास्ता भूल जाय, वह यहाँ वहाँ 
भटकता फिरे उसे कोई सहारा न हो, उसी समय उसे यदि पिता के घर 
का रास्ता मिल जाय अथवा पिता का घर दीख पड़े तो उसके हृदय में 
कितनी प्रसन्नता होगी ! उसी स्थिति की प्रसन्नता आत्मा में होती है, जब 
वह अपने पिता के समीप पहुँचने का द्वार पा जाती है । 

उस स्थिति में उसके हृदय की तंत्नी ऋभनकना उठती है। रोम सें--- 
प्रत्येक रोम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला करती है। वह संगीत 
उसी के यश में, उसी आदि-शक्ति के दर्शन-सुख में उत्पन्न होता है 

. *दर्गेसेज अब इंटीरियर प्र यर--पुलेन, पृष्ट र* 

जयग6 प्रणव 80प) 469058 0"एथ्थएं 0 2"6७६४ ६78 
8 एडत0ा 06 807 गाते ग्र्ल्‍रणाणए, 38 9 टा।]0 ४6008- 
गा865 9706 87868 75 49768 0986, 

पसनल आइडियलिज्म मिस्टिसिज़्म, पृष्ठ १६ 


१०४ कबीर का रहस्थवाद 


आर आत्मा के संपूर्ण भाग में श्रनियंत्रित रूप से प्रधाहित होने लगता 
है| यही संगीत मानों व्यात्मा का भोजन है। इसीलिए, सूफियों ने इस 
संगीत का नाम गिजाये रूह रक्‍खा है। इसी के द्वार आध्यात्मिक, 
प्रेम में पूर्णता आती है। यह रुगीत आध्यात्मिक प्रेम की आग को 
और भी प्रज्वयलित कर देता है ओर इसी तेज से आत्मा जगमग़ा 
उठती है । ' । 

इस संगीत में परमात्मा का स्वर होता है। उसी में परमात्मा के 
अलौकिक प्रेम का प्रकाशन होता है। इसलिए शायद लियोनाडे 
(१८१६-- १८८७) ने कहा था ;--- 

“मेरे स्वामी ने मुझसे कहा था कि भेरे प्रेभ की ध्वनि तुम्हारे कान 
में प्रतिध्वनित होगी । उसी प्रकार, जिस प्रकार मेध से गर्जन की ध्वनि्गौज 
जाती है। दुसरी रात में, वास्तव में, अलोकिक प्रेम के तृफान का प्रकोप 
(यदि इस शब्द में कुछ वेषम्य न हो) भुझ पर बरस पड़ा। उसका तीजद्न. 
बेग, जिस स्वशक्ति से उसने मेरे सारे शरीर पर अधिकार जमा लिया,, 
अत्यंत गाढ़ और मधुर आलिंगन, जिससे ईश्वर ने आत्मा को अपने 
में लीन कर लिया, संयोग के किसी अन्य द्वीन रूप से समता नहीं 
रखता ।? ह 

लियोनाड ने इसे “तृफान के प्रकोप” से समता दी है । वास्तव में. 
उस समय प्रेम इतने वेग से शरीर और मन की शक्तियों पर आक्रमण 
करता है कि उससे वे एक ही बार निस्तब्ध होकर शिथिल हो जाते हैं | 
उस समय उस शरीर में केवल एक भावना का ग्रवाह होता है। शरीर 
की शक्तियों में केबल एक ज्योति जाएत रहती है और वह ज्योति होती 
है अलौकिक प्रम के प्रबल आवेग की । यह आवेग किसी भ्री सांसारिक 
भावना के आवेग से सदेव भिन्न है | उसका कारण यह है कि सांसारिक 
आधपना का आवेग कज्षणिक होता है और उसकी गहराई कम होती है + 
यह अलौकिक आवेग स्थायी रहता है और उसकी भावना इतनी गहरी 
होती है. कि उससे शरीर की सभी शक्तियाँ ओत-प्रोत हो जाती हैं ॥ 


कबीर का रहस्यवाद १०4 


उसका वर्शुन तृफ़ान के प्रकोप” द्वारा ही किया जा सकता है, किसी 
अन्य शब्द द्वारा नहीं । के ॥॒ 

उस प्रेम के प्रबल आक्रमण में एक विशेषता रहती है। जिसका 
अनुभव टामसन ने पूर्ण रूप से किया था। उसने आन दि साइट एंड 
एस्पेशली आन दि कानटेक्ट विथ दि सावरेन गुड”! वाले परिच्छेद में 
लिखा था कि हम ईश्वर को द्ृदयंगम करते हैं अपने आंतरिक ओर 
रहस्यमय स्पर्श द्वारा | हम यह अनुभव करते हैं कि वह हम में विश्राम 
कर रहा है। यह आंतरिक ( अथवा उसे दिव्य भी कह सकते हैं ) संबंध 
बहुत ही सूक्म और गुसत कला है। और इसे हम अनुभव द्वारा ही जान 


सकते हैं; बुद्धि द्वारा नहीं । हि 
जब आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा मुम्कम 


विश्राम कर रहा तो उसमें एक प्रकार के गौरव की सृष्टि हो जाती है । 
जिस प्रकार एक दरिद्र के पास सौ रुपये आ जाने पर वह उन्हें अभिमान 
तथा गय॑ से देखता है, उनकी रक्ता करता है। स्वयं उपभोग नहीं करता 
वरन्‌ उन्हें देख-देख कर ही संतोष कर लेता है, ठीक उसी प्रकार, आत्मा 
परमात्मा रूपी धन को अपनी अन्तरंग भावनाओं में छिपाए, संसार में 
गये और अभिमान से रहती है तथा संसार के मनुष्यों की हँसी उड़ाती 
है, उन्हें तुच्छ गिनती है। ऐसी अवस्था में एक अंतर रहता है। ग़रीब का 
धन मृक होता है, उसमें बोलने अथवा अनुभव करने की शक्ति ही नहीं 
होती | पर परमात्मा की बात दूसरी है। वह प्रेम के महत्त्व को जानता 
है तथा उसे अनुभव करता है। उसमें भी प्रेम का प्रबल प्रवाह होता 
है, वह भी आत्मा के संयोग से सुखी होता है। उस समय जब आत्मा 
और परमात्मा की सत्ता एक हो जाती हैं तो परमात्मा आत्मा में प्रकट 
होकर संसार में घोषित करने लगता है :--- 
सुझको . कद्ों हंढ़ी बंदे, 
_ मैंतो तेरे पास में! (कबीर) 
'पुल्ेन रचित, दि अखेज श्रव्‌ इन्टीरियर प्रेयर, पृष्ठ ३०७ 


परिशिष्ट 
क 
रहस्यवाद से संबंध रखनेवाले कबीर के 
कुद्द चने हुए पद्‌ 


चद्रौ सखी जाइये तहाँ, जहाँ गये पाइये' परमानंद । 

यहु सन आमन घूमना, 

मेरी तन छीजत चित जाई 
सिंतामणि चित्त चोरियो, 

ताथें कछु. न खुदाई | 
सुनि सखि सुपने की गति ऐसी, 

हरि आये हम पास 
सोवत द्टी जगाइया, 

जागत भये उदास | 
चलु सखी बिलम न कीजिये 

जब लगि सांस सरीर, 
मिलि . रहिये जगनाथ सूं, 

यू: कहें दास कबीर । 


कबीर का रहस्पवाद 


चारदा श्रावः इसारे गेद्ट रे 

तुम बिन दुखिया देह रे। 
खसब॑ को नहे तुम्हारी नारी 

मोकी हदें भेद. रे; 
प्कतेक छो सेज न सोबै, 

तब छाग  केसा नेह रे॥ 
आन न भावे, नीएद न आावे 

ग्रिह बन धरे ते चीर रे, 
क्यूँ कामी को काम पियारा, 
ज्यूं. प्योासे के नीर रे। 
है कोई ऐसा पर उपकारी;- 

इरिसें कहे सुनाई रे; 
पैसे हाल, कबीर भये हैं, 

बिन देखें जिय जाय रे! 


१०प्5 


कबीर का रहस्थवाद 


वे दिव कब श्रा्वेंगे 
जा कारनि हम देह धघरी हे, 
मिल्रियों अंग 

हीं जानें जे हिल पम्रिल खेले 
तन मन श्ान 

या कामना करो परपूरन; 
समरध हो. राम 

माँदि उदासी म्राधो चाहे, 
चितवत रैनि 
सेज  इमारी सिंघ भई है, 
जब सोऊं तब 

यहु अरदास दास की सुनिये 
तन की तपति 

कहे कबीर मिले जे सांई, 
मिल्लि करें मंगल्व 


माह । 


लगाई # 


समाइ.. 
राह | 

बिद्ाइ 
साइ। 
घुक्काई,, 


गाड़ । 


कबीर का रहस्थवाद 


दुलहिनी गावहु भंगलचार, 
हम घरि आए हो राजा राम भतार । 

सन रत करि मैं मन रति करे हूँ, 
' पंच तत्त बराती, 

रामदेव भोरे पाहुने आए, 
में जोबन में माती | 

सरीर सरोवर बेदी करे हूँ, 
| बह्मा ब्रेद उचार, 

रामदेव संगि आंवर छोहूँ, 
घन्रि धनि भाग हमार | 

सुर॒ तेंतीसँ कौतिग आए, 
सुनिवर सहस अ्रदासी, 

कहें कबीर इम्र व्यादहि चले हैं, 


पुरिष एक अविनासी | 


१०६ 


१३० कबीर का इृहुंध्यवाद 


दरि मेरा परीव भाई दरि मेरा पीव, 

हरि बिन रहि ने सके मेरा जौव । 
हरि मेरा पीच में हरि की बहुरिया, 

हाम बड़े में छुटक लहुरिया !” 
किया स्थंगार मिलन के तांई, 

काहे न मिलो राजा राम गुसांई 
अब की बेर मिलन जो पाऊं, 

कहे कबीर भोजल नहिं आऊँ | 


कबीर का रहस्यवाद . १३% 


कियो सिंगार मिलन के तांई, 

हरि न मिले जग जीवन गूसांई ! 
हरि मेरो पि रहो डरि की बहुरिया । 

राम बड़े में तनक लहुरिया। 
धनि पिय एके संग बसेरा, 

सेज पक पे मिलन दुद्देरा | 
धन्न॒सुद्दागिन जो पिय भाचे, 

कदि कबीर फिर जनमि न आये । 


१५९ 


कबीर का रहस्यवाद 


अ्रवधू ऐसा ज्ञान विचारों 
ताथें भई पुरिष थें नारी | 

नां हूँ परनी ना हूँ क्‍्यारी 
पूत जन्‍्यू थो द्वारी, 

काली मूह कौ पुक न जोड्यो 
अजहूँ अकन कुवांरी | 

ब्राहनन. के बह्नेटी कहियो 
जोगी के घरि चेली, 

क्रलिसा पढ़ि पढ़ि भई तुरकनी 
अजहूँ फिरों अकेली । 

पीरदि जाऊँ न रहूँ सासुरे 
पुरषद्धि अंगि न लाऊ, 

कहे कबीर सुनहु रे सनन्‍्तो 
अरहि अंग न छुवाऊँ | 


कत्रीर का रहस्यवाद 


मैं सासने पीव गोंहनि आई 
सांईे संग साथ नहीं पू्यी 
गयो जोबन सुपिना की नांई । 
पंच जना मिल मंडप छाथो 
तोनि जनां मिलि लग्न सख्िखाई, 
सखी सहेली मंगल गावें 
सुख दुख माथे हलद चढ़ाई । 
नाना रंगे आांवरि फेरो 
गांठि जोरि बेंठे पांति ताई, 
पूरि सुहाग भयो बिन द्ुल्हा 
चौक के रंगे धरयों सगौ भाई । 
अपने पुरिष मुख कबहु न देख्या 
सती होत सममी सम्रमाई, 
कहे कबोर हुँ सर रचि म्ररिंहूँ 
तिरों कन्‍त ले तूर बजाई। 


११३ 


११७ 


कबीर का रहस्यवाद 


कब्र देख मेरे राम सनेही, 

जा बिन दुख पावेै मेरी देही । 
हूँ तेरा पंथ निहारूँ स्वामी, 

कब रे मिलहुगे अंतरजामी । 
जेसे जल बिन मीन तलपे, 

ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपे । 
निस दिन हरि बिन नौंद न आवे, 

दरस पियात्वी राम क्यों सचुपावे । 
कहे कबीर अरब बिखंव न कीजे 

अपनों जानि मोहि दरसन दीजे । 


कबीर का रहस्यवाद है 0 4 


हरि को बिलोवनों बिज्ञोइ मेरी भाई, 

ऐसी बिलोई जैसे तत न जाईं। 
तन करि. संटकी मनहें बिलोइ, 

ता मठकी में पवन. समोह । 
इस्ा प्यंपुला सुषमन नारी, 

वेगि बिलोह ठाढ़ी छुछिहारी । 
कहे. कबीर गुलरी . बोरानी, 

मटकी फूटी जोति समावी | 


4१44 


कबीर का रहस्थवाद 


भले नींदो भ्तें नींदौ भर्तें नींदो लोग 

तन मन रांम. पियारे जोग! 
में बोरी मेरे राम भतार, 

ता कारनि रचि करों सिंगार। 
जैसे शुबिया रज मल धोवे, 

हर तप रत सब निंदक खोवे।' 
मनिंदक मेरे. माई बाप, 

जन्म जन्म के काटे पाप! 
मिंदक मेरे प्रान अधार; 

बिन बेगारि चलावे भार।' 
कहे कबीर निंदक बलिहारी, 

आप रहे जन पार उतारी ४ 


कबीर का रहस्यथवाद १३७ 


जो चरखा जरि जाय बढ़ेया न मरे । 

में कातो सूत हजार चरखुला जिन जरे । 

बाबा मोर ब्याद कराव अच्छा बरहि तकाय, 

जो लो अच्छा वर न मिले तो लों तुमहि बिहाय | 
प्रथमें नगर पहुँचते परि गो सोग संताप, 

एक अचंसा हम देखा जो बिटिया व्याहल बाप | 
सम्रधी के घर समधी आए आए बहू के भाय; 
गोड़े चूहा दे दे चरखा दियो छिंढ़ाय, 

देव लोक मर जाय गे एक न मरे बढ़ाय, 

यह मन र॑जन कारणे चरखा दियो ढिढ़ाय, 

कहद्दटि कबीर सुनो हो संतो चरखा लखे जो कोय, 
जो वह चरखा लखि परे ताको आवागमन न होय | 


कबीर का रहस्यवाद 


परोसनि मांगे कंत इसारा। 

पीव क्यू" बोरी मरिलद्दी उघारा । 
मासा मांगे रती न देऊ) 
| घंटे मेरा प्रेस तो कासनि लेड । 
राखि परोसनि लरिंका, मोरा, 

जे कछु पाउड' सु आधा तोरा। 
बन बन हंढ़ों नेन भरि जोऊ, 

पीच न मिले तो बिलखि करि रोऊ । 
कहे कबीर यहु सहज हमारा, 

बिरली सुहागिन कंत पियारा। 


कबौर का रहस्यवाद 


हरि ठ।ः जरा की ठगौरी छाई । 

हरि के वियोग केसे जीऊ मैरी माई । 
कोन पुरिष को काकी नारी, 

अभिश्नंतर तुम्द लेहु बिचारी । 
कोन पूत को काको बाप, 

कौन भरे कोन करे खंताप । 
कहे कवीर ठरा सो मन साना, 

गईं -ठगोरी ठग. पहिचाना । 


पद 


१२० कजौर का रुहस्थवाद 


को बीने भ्रम ल्ागो रो, साईं को बीने । 

रास रसायन माते री, भाई को बीने। 
पाई पाई सू पुत्तिद्ाई, 

पाई की तुरिया बेच खाई री, माई को बीने । 
ऐसे पाई. पर बिशुराई, 

त्यू" रस आनि बनायो री, माई को बीने । 
नाचे ताना नाचे बाना, 

नाचे कू'च॒ पुराना रो, माई को बीने। 
करगदह्टि बैठे कबीरा नाचे 

चूहे काट्या ताना री, माई को बोने । 


कबीर का रहस्यवाद 


बहुत द्नन यें में प्रीतम् पाये 
भाग बड़े घर बेठे श्ाये। 
मंगलचार मांधद्ि मन राखों; 
राम रसायन रसना चाखों। 
संदिर मांहि भया उजियारा, 
ले सूली अपना पीव पियारा | 
में रे निरासी जे निधि पाई, 
हमहि कहा यहु तुमहि बड़ाईं। 
कहै कबीर में कछू न कीन्हा, 
सखी सुहाग राम मोद्दि दीन्‍्हा । 


१९२४ 


कबीर का रद्दस्थवाद 


अब मोहि' ले चल नणद के बीर, 

अपने देसा / 
इन पंचन पसिलि लूटी हूँ 

कुपंगा झाहि. बिदेसा | 
रांग तौर मोरि खेती बारी 

जमुन तीर खरिद्वाना,, 
सातो बिरही मेरे नीपजे 

पंचू.: मोर किसाना | 
कहे कबीर यहु अ्रकथ कथा है 

कहता कहो न जाई, 
सहज भाइ  जिहि ऊपजे 

ते रप्ति रहे समाई। 


कबीर का रहस्यवदाद 


मेरे राम ऐसा खीर बिलोइये | 
गुरु मति मनुवा अस्थिर राखहु 
इन विधि अखम्त पिश्रोइये । 
गुरू के बाणि बजर कल छेड़ी 
प्रग्‌व्य पद परगासा, 
शक्ति अधघेर जेबड़ी श्रम चूका 
निषवल  सिवच घर वासा ! 
तिन बिज्ु बाण धनुष धचढ़ाइये 
इहु जगा बेध्या . भाई 
दहद दिसि पड़ी पवन ऋुलायें 
डोरे रही लिव लाई। 
उनसन भनुवा सुन्नि समाना 
दुविधा दुमति भागी, 
कहु॒ कबीर अनुभो इकु देख्या 
रास नाम खकिव लजागी | 


३३ 


'१२४ कबोर का रहस्यवाद 


उलटि जात कुन्न दोऊ बिसारी, 
खुन्न सहज महि बुनत हमारी । 
हमारा रसगश रहा न कोऊ, 
'पंडित मुहला छाबे दोड। 
लुनि बुनि आप आप पहिराबो, 
जहं नहीं आप तहाँ हो गावों.। 
'पंडित मुढला जो ल्िखि दीया, 
छोड़े चले हम कछुू न ल्ीया, 
रिंदे खलासु निरखि ले मीरा, 
शा खोजि खोजि मिले कबीरा । 


कबीर का रहस्यचाद १&२' 


जन्म मरन का अम गया गोविन्द लघ लागी ) 

जीवन सुन्न , समानिया 

ग़रू साख्री जागी। 
कासी ते धुनि उपजे 

थुनि कासी जाई, 
कासी . फूटी पंडिता 

घुनि कहाँ समाईं । 
त्रिकुटी संधि में पेखिया 

घटहू घद जागी;- 
ऐसी घुद्धि समाचारी 

घट मॉहि तियागी । 
आप आपते जानिया 

तेज तेज. समाना, 
बह्"ु.). कबीर अब जानिया 

सोविन्द मन मानह। 


4२६ कबीर का रहर्पवाद 


गनव रसान चुए मेरी भाडी | 
संचि महारस तन भय काठी ! 
वाको कद्दिए सहज मतिवारा, 
जीवत राम्त रस ज्ञान बिचारा । 
सहज कलालनि जो प्रिलि आई | 
आनंदि माते अनदिन जाई ! 
पीनहइत चीत निरंजन लाया, 
कहु कबीर तौ अ्रनुभव पाया । 


कबीर का रहस्यवाद 


अब न बसू इहे गांइ गुर्सांईं, 

तेरे नेवगी ररे सयाने हो राम । 
नगर एक यहां जीव धरम हता 

बसें जु पंच. किसाना, 
नेनु. निकट श्रवन्‌! रसनू 

इठ्री वल्या न माने हो राम | 
गांइहकु ठाकुर खेत कुनापे 

काइथ. खरच न॒ पारै, 
जोरि जेबवरी खेति पस्ारे 

सब मिल्लि मोको मारे हो राम । 
खोटो. महतो बिकट बलाही 

सिर कसदम का ' परे, 
बुरी दिवान दादि नहि' क्ागे 

इक बांघें इक मारे हो राम। 
धरम राइ जब लेखा मांगा 

बाकी निक्सी भारी, 
पंचि, क्रिसाना भजि गये हैं 

जीव घर बांध्यो पारी हो राम! 
कहे कबीर सुनहु रे संतो 

हरि भजि बांध्यो  भेरा, 
झब की बेर बकसि बंदे का 

सब खत करों. निबेरा । 


धश्ष कबीर का रहस्यवाद 


अवधू मेरा मन मतिवारा | 
उन्मनि चढ़ा मगन रत पीने त्रिभवन भया उजियारा ! 
गुड़ करि ग्यांन ध्यान कर महूवा 
भव भाठी कर सारा, 
सुषमव नारी सहज समानी 
पीवे.. पीवन हारा । 
दोह पुड जोड़ि चिगाई भादी 
सुया महा रस भारी, 
काम क्रोध दोइ किया पलीता 
क्ूटि गई. संखारी। 
सुन्नि मंडल में मंदला बाजे 
तहाँ मेरा मन नाचे, 
गुर प्रसादि अम्गत फुल पाया 
सहज्िनि सुषमना काडे। 
पूरा मिलया तथें सुष उपज्यो 
तन की तपति छुस्तानी 
कहै. कबीर भव बंधन छूटे 
जातिद्दि जोति समानी । 


कबोर का रहस्यवाद १२६ 


अवधू गगन संडल घर कीजे । 
अमृत मरे सदा सुख डपजे 

बक नालि रस पौधे । 
मूल बांधि सर गगन समानता 

सुषम्नन यों तन ल्ागी, 
काम क्रोध दोठ भया पल्ीता 

तहां जागिनी जागी। 
मनवां जाइए दरीबे बेठा 

मरन भया रसि लागा, 
कटे कबीर जिय संसा नाहीं 

सबद अभ्रनाइद जागा। 


कबीर का रहेस्यवाद 


कोई पीचे रे रस राम नाम का, जो पीवै सौ जोगी रे । 
संतो सेवा करो राप्त की श्रीर न दूजा भोगौ रे । 
यहु रस तो सब फीका भया 

ब्रह्म श्रगनि पर जारी रे, 

ईश्वर गोरी पीवन खागे राम्न तनी मतवारी रे! 
चंद सूर दोड भाडी कीन्हीं सुष्मनि-न्रिगवा लागी रे. 
अमृत कूपी सांचा पुरया मेरी त्रिष्णा भागीरे 
यहु रस पीवे गुगा गद्िला ताकी कोई बूर सार रे 
कहे कबीर महा रख महंगा कोई पीवैगा पीवनि हार रे 


कबीर का रहस्थवाद 


दूभर पनिया भरया न जाई। 

अधिक ब्रिषा हरि बिन न बुराई । 
ऊपर॒नीर लेज तढक्षिद्वारी, 

वेसे नीर भरे पनिद्दारी । 
ऊधरयो कूप घाट भ्यो भारी, 

चली निरास पंच पनिद्दारी। 
गुर उपदेस भरीले नीरा, 

हरणि हरषि जल पौीजे कबोरा । 


१४२ कबीर का रहस्यथवाद 


बावो बाबा आरि जलावो घरा रे । 
ता कारनि सन धंधौ परारे | 
इक डांइनि मेरे मन में बसे रे, 
नित डढि मेरे जीय को डसेरे। 
ता डाइनि के ल्वरिका पाँच रे, 
निसि दित मोहिं नचार्व,नाच रे । 
कहे कबीर हूँ ताकों दास, 
डांइनि के संग रहे उदास। 


कबीर का रहस्यवाद 


२ मन बेडि किते जिनि जासी। 


हिरदै सरोवर है अविनासी । 


काया से कोटि तीरथ 


काय मे कासी । 
काया मे कंवलसपति 
काया मधे. बेकुय्वाप्ती 


डलंदि पवन पटचक्र  निवासरी 
तीरथराज रंग तद वासी । 
ग़ग़नसंडल रवि ससि दोई तारा 
उल्नटी कूची ल्वाग किवारा | 
कहे कबीर भयो डजियारा 
एंच मारि एक रहो निनारा 


3३३ 


4२४ कबीर का रह्दस्यवाद 


सरवर तदि हंखिनों तिसाई । 
जुगति बिना हरि जल पिया न जाई । 
पिया चाहै तो ले खग सारी, 
डडि न सके दोऊ पर भारी | 
कुस लिये ठाढ़ी पनिद्दारी; 
गुण बिन नीर भरे केसे नारी ! 
कहै कबीर गुर एक बुधि बताई, 
सहज सुभाई मिले रांम राई। 


कबीर का रहस्यवाद 


बोलो भाई राम की दुह्ठाई । 
इंहि रस सिव समकादिक माते, पीचत अ्रजहु न अधाई । 
इत्का प्यंगुला भाडी कींही बह्मा अग्रिन परजारी, - 
ससि हर सूर द्वार दस मुंदे, लागी जोग जुरा सारी । 
मति मतवाला पौधे राम रस, दूजा कछु न सुद्दाई, 
डलटी गंगा नीर क॒द्ठि आया अमृत धार चुवाई। 
पंच जने सो संग करि लींहे, चलत खुपारी ल्ागी, 
प्रस॑पियाले पीचन ह्लागे, सोवत नागिनी जारी। 
सहज सुन्नि में जिन रख चाख्या, सतगुरु थें सुधि पाई, 
दास कबीर इहि रखसि माता, कबहूँ उचछकि न जाई। 


3३६ 


कबीर का रहस्यवाद 


विष्णु ध्यान सनान करि रे 
बाहरि अंग धोइ रे! 
साच बिन सीकसि नहीं 
कोई ज्ञान दृष्ट जोई रे । 
जंजाल मांहें जीव राखे 
सुधि नहीं सरीररे, 
अभिश्रंतरे भेदे नहीं 
कोई बाहिर, नहावे नीररे। 
निहकर्म नदी ज्ञान जल 
सुन्नि मंडल मांहि रे, 
ओऔधूत जोगी. आता 
कोई पेड़े संजम्ति न्हानिरे | 
इला  प्यंगुला सुपमनां 
पछिम गंगा बाकि रे, 
कहे कबीर कुसमल से 
कोई मांदि लो अंग प्षालि रे । 


ऋबीर का रहस्यवाद १३७ 


जो जोगी जाके सहज भाइ, 

अकल प्रीति की भीख खाई । 
सबद अनाहद सींगी नाद, 

कास क्रोध विषिया न बाद । 
मन मुद्रा जाके गुर को ज्ञान, 

त्रिकुट कोट में धरत ध्यान । 
मनहीं करन को करे सनान, 

गुरु को सबद ले धरे ध्यान । 
काया कासी खोजे वास, 

तहाँ जोति शसरूप भयो परगास । 
ग्यान मेषली सहज भाई, 

बंक नाति को रस खाई | 
जोग मूल को देह बंद, 

कट्टि कबीर थिर होई कंद 


श्श्८ कबीर का रहस्यवाद 


जंगल में का ख्ोवना, ओघट है घाटा # 
स्यंघ बाघ गज प्रजलले, अरु खंबो बाटा + 
निसि बासुरी पेंडा पड़े 
जमदांनी लूटे, 
सूर धीर साथे मते 
सोड्‌ जन छूटे । 
चालि चालि मन माहरा 
पुर पटन रहिये, 
मिलिये ब्रिभुवन नाथ सा 
निरमे होइ.. रहिए 
अमर नहीं संसार में 
बिनसे नर देही, 
कहें कबीर बेसास  स 


पट 


भजि राम सनेही । 


कबीर का रहस्यवाद 


राम बिन तन की ताप न जाई 

जल की अगित उठी अधिकाई | 
तुम्ह जलनिधि में जल कर मीना, 

जल में रहो जलदि' बिन छीना। 
तुम्द्र पिंजरा में सुबना तोरा, 

दरसन देहु भाग बड़ मोरा 
तुम्द सतगुर में चौतमं चेला, 

कहे कब्ोर राम रस अकेला ) 


१३३६ 


48० कबीर का रहस्थवाद 


राम बान अन्ययाले तीर । 
जाहि लागे सो जाने पीर । 
तन सन खोजो चोट न पाऊ', 
ओषद मूली कहाँ घसि ल्ाऊ'। 
एकटि रूप दीसे सब नारी, 
न जानो को पियहि पियारी । 
कहे कबीर जा मस्तक भार, 
न जानु काहू देश सुहारा | 


कबीर का रहस्थवाद । 3४३ 


भँवर डड़े बगा बैठे आई। 
रैन गई दिवसो चल्नि जाई। 
हल हल कोंपे बाला जीव, 
ना जानो का करें है पीउ। 
कोंचे बासन टिके न पानी,. 
उड़िगे हंस काया कुमिलानी | 
काग उड़ावत भ्ुज्ञा पिरानी,. 
कहहि कबीर यह कथा सिरानी | 


श्प्रे 


बंबीर का रहस्यवाद 


देखि टैलि जिय भअचरज होई । 
यह पद बूखे बिरला कोई। 
धरती. उल्नटि अकासे जाय, 
चिउ दी के सुख हस्ति समाय । 
बिना पवन सो पचत डड़े, 
जीव जंतु सब बचा चढ़े। 
सुखे सरवर उठे हिलोरा, 
बिनु जले 'चकवा करत ऊफ़िलोरा, 
बैठा पंडित पढ़े. पुरान, 
बिना देखे का करत बखान | 
कहहि कबीर यह पद को जान, 
सोई संत्त सदा परबान! 


कबीर का रहस्थवाद १४३६ 


मैं सबनि में औरनि में हैँ. सब 
मेरी बिलगि बिल्लरगि बिलशाई हो | 
कोई कहो कबोर कोई राम राई हो। 
ना हस बार बूढ़ नांही हम 
ना हमरे चित्रकाई हो, 
पठरा न जाऊँ अरबा नहीं आंऊ 
सहजि रहूँ... इरिभाई हो। 
बोढ़न  हमरे एक पड्छेबरा 
सोक बोलें इकताई हो, 
जुलहै तनि घुनि पांंन न ॒ पावल 
बारि बुनी दस ढाई हो। 
ब्रिगुण रहित फल रसि हम राखज् 
तब हमरों नांड राम राई हो, 
जग मैं देखों जग न देखे मोदी 
इृंदि कबीर कछु पाई हो! 


१४४ कबीर का रहस्यवाद 


अ्रत॒ में जाणि बोरे केवल राह की कहानी !' 
मंका जोति राम प्रकासे 
गुर रभि बाणीं। 
तरबर॒ एक श्रनंति मुृरति 
सुता लेहु॒ पिचछाणीं, 
साखा पेड़ फूल फल नांही 
ताकी अमुत बाणी । 
पुष्य. वास भेंवरा एक राता 
बारा ले उर धरिया) 
सोलह मंझे. पवन ऊकारे 
आकासे फल्न फलिया । 
सहज समाधि बिरष यहु सीौंचा 
घरती जलदहर सोष्या, 
कहे कबीर तास में चेला 
जिनि यहु तरबर पेष्या | 


कबीर का रहस्यवाद 


अवधू, सी जोगी गुरु मेरा, 
सो या पद का करे निबेरा ! 
तरवर पु: पेड़ बिन डाढ़ा 
बिन फूला फल लागशा, 
साखा . पत्र कछू नही बांके 
अष्ट गगन सुख बाशा | 
पेर बिन निरति करां बिन बाजे 
| जिभ्या हींणा गावे, 
गादणहारे के रूप न रेषा 
सतगुरु. होइ छलखावे। 
पंखी का खोज, मीन का सारण 
कहे कबीर बिचारी, 
अपरंपार पार परप्तोतम़ 
बा सूरति की बल्षिहारी । 


३४२ 


१४६ कबीर का रहस्थवाद 


अजहुँ. बीच केसे दरसन तोरा, 

बिन दरसन मन माने क्यों मेरा | 
हमहि कुलेवग क्या तुम्हहि अजांनां, 

दुइ में दोस कही किहै रामां । 
तुम्द कहियत ब्रिभुवन पति राजा, 

मन वांछित खब पुरवन काजा । 
कद्दे कबीर हरि दरस दिखाओं, 

हमहिं बुलाओ के तुम्ह चलि आओ | 


कम्मीर का रहस्यवाद १४७ 


झाऊंगा न जाऊंगा, मरूगा न जिऊंगा | 
शुरू के सबद में रमि रमि रहूँगा। 
झापए कदोरा आप थारी, 
आप पुरखा आपे नारी 
आप सदाफल आप नींबू, 
आप मुसलमान आप हिन्दू। 
झापे मछुकछ आप जाल, 
आपे सींवर आपे काल | 
कहे कबीर हम नाहीं रे नाही, 
न दम जीवत न सुबल्ले नांही । 


३४८० 


कबीर का रहस्यवाद 


अकथ कहानी प्रम की 


बछू कही न जाई, 


गूृगे केरि सरकरा 


बेटे 
भामि बिना अरु बीज बिन 
तरवर पक 
अनंत फल अकासिया 
रु. दीया 
मन थिर बेसति बिचारिया 
रामदि. क्‍यो 
मूढी मन में बिस्तरी 
सब थाथी 
कहे कदीर सकति कछू नाहीं 
गर॒ भया 
आवशण जाणी मिटि गई, 
मन मनहि 


मुसकाई । 
भाई 
बताई । 
लाई, 
बाई । 
सहाई, 


सम्ताई । 


कबीर का रहस्यचाद 


लोका जानि न मूलो भाई। 
खालिक खतल्िक  खलक सें 
खालिक सब घट रहो समाई । 
अझला एके नूर उपनाया 
ताकी केसी. निदा। 
ता नूर थें सब जग कीया 
कौन थत्ना कौन मंदा । 
ता अला की गति नहीं जानी 
ग्रि गुहई दीया मीठा, 
कहे कबीर में पूरा पाया 
सब घट साहिब दीढा 


१४८६ 


१०० क्रबीर का रहस्यवाद 


है कोई गुरज्ञानी जग उल्लटि बेद बूस्‍्के, 
पानी में पावक बरे, अंधहदि आंख न सूर्हे | 
गाई तो नाहर खाथो; इरिन खायो चीता, 
कार लंगर फॉँदि के बटेर बाज जीता | 
मूस तो सजार खाथो, स्थार खायो स्वाना; 
जादि कोऊ उद्देश जाने, तासु बेश बाना 
एकहि दादुर खायो, पांच खायो झुदंगा, 
कहहि कबीर पुकार के दे दोऊ एके संगा। 


कबीर का रहस्यवाद १६१ 


मैं डोरे ढारे जाऊँगा, तो में बहुरि त भो जल आऊंगा | 
'सूत बहुत कुछ थोरा, तार्थे ज्ले कंथा डोरा; 
कंथा डोरा लागा, जब जुरा मरण भो भागा, 
जहाँ सत॒ कपास न ,पूनी, तहाँ बसे एक मनी, 
डस मूत्री से चित्त ला्डंगा | 
तो में बहुरि न भी जलि आउंगा | 
मेरा डंड इक छाजा, तहाँ बसे इक राजा 
तिस राजा स॑ चित ल्ाऊंगा | 
तो में बहरिन भी जलि आऊंगा 
जहां बह हीरा घन मोती, तहाँ तत लाइ ले जोदी 
तिस जोतिद्टि' जाति मिलाऊंगा । 
तो में बहुरि न भो जलि आाऊंशा । 
जहाँ ऊगे सूर न चंदा, तहाँ देष्या एक अनंदा 
डस आनंद स॑ चित ल्वाऊंगा। 
तो मैं बहुरि न भी जल्नि आऊगा | 
मूल बंध एक पाया, तहाँ सिंह गणेश्वर राजा, 
तिल मूलहि मूल सिल्वाऊंगा | 
तो में बहुरि न भो जल्नि भाऊंगा | 
कबीर तालिब तोरा, तहों गोपाल हरी गुर सोरा, 
तहां हेत हरी चित लाऊंगा 
तो में बहरि न भो जलि आऊंगा । 


१४२ कबीर का रहस्यथवाद 


अब घट प्ररट भये राम राई। 

सोधि सरीर कंचन की नाई । 
कनक कसौटी जैसे कसि ल्लोेइ सुनारा, 

साथधि धरीर भयो तन सारा ) 
डप्जत उपजत बहुत उपाई, 

सन थिर भयो तबे थिति पाई 
बाहर खोजत जनम गांवाया, 

उनमना ध्यान घट भीतर पाया 
बिन परचे तन कांच कथीरा, 

परचे कंचन भया कबोरा | 


क्रबीर का रहस्यवाद १४३: 


हम सब माँहि सकल हम मोँही | 
कप ही 

हम ये और दूसरा नांही। 
तीन लोक में हमारा पसारा; 
आवागमन सब खेल हमारा ! 

खट दरसन कट्टियतव हम सेखा, 

हमहीं अतीत रूप नहीं रेखा । 
हमहीं आप कबीर कहावा, 


हमदीं अपना आप लखावा। 


£ 53: 


कबीर का रहस्यवाद 


बहुरि हम काहे कू आवहिंगे। 
बिछुरे. पंचतत्त की रचना 

तब इम रामहिं. पावहिंगे 
पृथ्वी का गुण पानी सोष्या 

पानी तेज. मिलावहिंरों । 
तेज़ पचन मिल पवन सबद सिल्नलि 

ये कहि शालि तवावहिंग | 
ऐसे दस जो वेद के बिछुरे 

सुत्नद्ठड माँद्ि समावहिंगे | 
जेस जल्लदहि. तरंग तरंगनी 

ऐसे हम. दिखलावहिंगे । 
कहे कबीर स्वामी सुख सागर 

हंसहि. हँस सिलावहिंगे । 


कबीर का रहस्यवाद ६४४ 


दरियाव की लद्दर दरियाव है जी 

दरियाव ओर लहर में भिन्न कोयस | . 
'डठे तो नीर है बेठे तो नीर है 

कहो दूसरा किस तरद् होयम । 
'डसी नाम को फेर के लहर घरा 

लहर के कष्टे क्या नोर खोयम | 
जअक्त ही फेर सब जक्त है अक्या में 

ज्ञान करे देख कब्बीर गोयम ! 


4४६ 


कबीर का रहस्यवाद 


हैं कोई दिल दरवेश तेरा / 
नासूत मलकृत जबरूत को छोड़िक 

जाइ लाहत पर करे डेरा। 
अकिल की फहम ते इलस रोसन करे 

चढ़ी। खरसान तब . होय उजेरा, 
हिसे हैवान को मारि मरदन करे 

नफस सेतान जब होय जेरा। 
गौस और कुतुब दिल फिऋर जाका करे 

फतह कर किला तहं दौर फेरा, 
तख़त पर बेठिके अदल इनसाफ़ कर 

दोजख भोर भिस्त का करु निवेरा। 
अजाब सवाब का सबब पहुँच नहीं 

जहां है. यार  महबूब मेरा, 
कहे कब्बीर वह छोड़ि आरो चला 

हुआ असवार तब दिया दरेरा | 


हीरा 
हल्की 
सुरत 
हंसा 
तेरा 


कह 


कबीर का रहस्यवाद 


मन मस्त हुआ तब क्यों बोले | 
पायो. गांठ गठियायो 
बार बार दाको क्यो खोले। 
थी जब चढ़ी तराजू 
पूरी भई तब क्यों तोले। 
'कल्तारी भई मतवारी 
मंद्वा पी गई बिन तोले। 
पाये... सान सरावर 
ताज तल्ेया क्‍यों. डोले। 
साहब है घट मांही 
बाहर नेना क्‍यों खाले। 


कबीर सुनी भाई साधथो 


साहिब मिल गये तिन ओले। 


९०७७ 


्दिफ 


कभीर का रहस्यवाद 


तोरी गठरी में ल्ञागे चोर 
बटोहिया का रे सोने । 
पांच पचीस तीन हैं चुरवा 
यह सब्र कीन्हा 
बटोहिया का रे साथे | 
जागु सबेरा बाट अनेड़ा 
फिर नहि. लगे 
बदोहिया का रे सोबे | 
भवसागर इक नदी बहतु है 
बिन उतरे जाव 
बटोडिया का रे सांबे। 
कहे कबीर सुनो भाई साथों 
जागत. कीजे 
बटोहिया का रे सोचे। 


सोर,. 


जोर, 


बोर; 


भोर,, 


कबीर का रहस्यवाद १४४६ 


पिया मारा जागे में केस सोई री । 
पाँच सखी मेरे संग की सहेली 

डन रकज्ञ रज्ञी पिया रक्ष न मिली री । 
सास संयानी ननद योरानी 

उन डर डरी पिय सार न जानी री | 
हद्वादस ऊपर संज ' बिछानी 

चढ़ न सकों मारी लाज लजानी री । 
रात दिवस भोदहि फुका मारे 

में न सुता रचि रहि सड़ जानी री । 
कह कबीर खुनु सखी सयानी 

बिन सतगुर पिय मिल्ले न मिल्लानी री ! 


१६० कबीर का रहस्यवाद्‌ 


ये अंखियाँ अलसानी हो; 

प्यि सेज चलो | 
खँम पकरि पतंग अस डोले 

बोले. मधुरी बानी। 
फूलन सेज बिछुय जो राख्यो 

पिया बिना कुंसिलानी | 
धीरे पाँव धरो पल्नंगा पर 

जागत ननद जिदानी । 
कहै कबीर सुनो भाई साधो 

छोक  लाज बिलदानी 


कबीर का रहस्थवाद 


नेहरवा हमका नहिं भावे। 
ऐ नगरी परम अति सुन्दर 

जह' कोइ जाय न शझाबे। 
[रज जह पवन न पानी 

को. संदेस पहुँचावे । 

दूद॒ यह सांई को सुनावे। 
चलों पंथ नहि' सूद 


पीछे 'दोस लगावे । 


वेधि सुसरे जाडं मोरी सजनी 
बिरहा जोर जनाचे। 
दिये. रस नाच नयघावे। 
तगुरु श्रपनी नदहि कोई 
जो. यह रा बतावे। 
कबीर सुनो भाई साथो 
सुने न प्रीतम पावे। 
तपन यह जिय की चुसावे। 


5६ ३ 


बएरे 


कबीर का रहस्यवाद 


विय ऊँची रे अटरिया तोरी देखन चली । 
ऊची अटरिया जरद किनरिया 

लगी नाम की डोरिया ॥ 
चांद सुरज सम दियना बरत हैं 

ता बिच भूल्वी डरारिया। 
पाँच पचीस तीन घर बनिया 

मनुओँ है चोधरिया 
मुंशी है कोतवाल ज्ञान को 

चहुँ दिलि लगी बजरिया । 
आठ मरातिब दस दरवाजे 

नो से लगी किवरिया ! 
खिरकि बेढि गोरे चितवन लागी 

उपरा मांप मोपरिया / 
कहत कबीर सुनो भाई साथधो 

गुर चरनन बलिदरिया । 


कबीर का रहस्यथवाद पद 


घुघट का पट खोत्च रे 

तोक़ा पीव .मिलेंरों । 
घट घट सें वह सांई रमता 

कटुक बचन सति बोल रे । 
धन जोबन का गर्व न करिये 

मूढठा पंचरंग चोल रे। 
सुन्न महल में दिया न बार ले 

आासा से मत डाल रे। 
जोग जुगत री रंगमहलत में 

पिय. पाये अनमोल रे। 
कहत कबीर आनंद भय है 

बाजत अ्रनद्द ढोल रे! 


१५९४ 


कबीर का रहस्यवाद 


मैहर में दाग क्षगाय आई चुनरी । 

ऊ रंगरेजवा के मरम म जाने 
नईहिं मिले घोबिया कवन करे उजरी । 

तन के कूडी ज्ञान सडंदन 


: साबुन महंरा बिकाय या नगरी । 


पंहिरि श्रोढ़ि के चली ससुरिया 
गौवां के लोग कहें बढ़ी फुडरी ! 

कहत कबीर सुनो भाई खाधो 
बिन सतगुरु कबहूँ नहिं सुधरी। 


पत्च 


यह 


मत्ति 


कहत 


कबीर का रहस्पवाद 


मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया । 
बा के बनी चुनरिया 
रह से बंद लागे जिया | 
चुनरी मोरे मेके ते आई, 
ससुरे में मनुओआओं खोय. दिया 
सक्तलि धोई दाग न छूटे 
ज्ञान को साधथुन जक्वाय पिया | 
' कबीर दाग तब छूड़ि है 
जब साहब अपनाय लिया | 


34३९ 


३5६६ कबीश का रहस्यवाद 


सतगुरु हैं रज़्रेज चुनर मोरी रह्जः डारी । 
स्याही रज्ञ छुड़ाय के रे 
दियो मजीदा रक्क 


घोये से छूटे नहीं रे 
दिन दिन होत सुरक्ञ । 
भाव के कु ड नेह के जल में 


असम रज्ः दई बोर, 

चसकी चास लगाय के रे . 
खूब रज्जी रकमोर ! 

सतगुर ने चुनरोी रघ्ढी रे 
सतगुर चतुर  सुजान, 

सब कछु डन पर वार दू_ रे 
तन सन धन और प्रान | 

कह कबीर रदड़्रेज गुर रे 
सुर पर हुये दयात्ञ, 

सीतल चुनरों ओढ़ के रे 4 
भइई हाँ मगन निहाल । 


कबीर का रहस्यवाद .. ६७ 


ऋकरीनी सकीनी बीनी चढदरिया | 
काहे क ताना काहे के भरनी 
'कौन तार से बीनी चद्रिया । 
इड्ला पिंगला ताना भरनी 
'सुषमन तार से बीनी चदरिया । 
आठ कमल दल चरखा डोले 
'पांच तत्त गुन॒ तीती चदरिया । 
- सांई को सियत मास दस लागे 
डोक ठोक के बीनी चदरिया । 
सो चादर सुर नर सुनि श्रोढ़ी 
झोढ़ि के मैली कीनी चदरिया । 
दास कबीर जतन से. भरोढ़ी 
ज्यों की त्यों घरि दीनीं चद्रिया । 


१६४ 


कबीर का रहस्थवाद 


मो को कहाँ ह्वंढ़ो बन्दे, 

मेंतोीं तेरे पास में | 
नामें बकरी ना में भेड़ी 

ना में छुरी रांबास में! 
नहीं खाल में नहीं पोछ में 

ना हड्डी ना साँस में । 
ना में दवल्न ना में मससजिंद 

ना काबे केक्षास में । 
ना तो कोनों क्रिया कर्म में 

नहीं जोग बेराग में + 
खोजी होय तुरते मिल्रिद्ठं 

पन्न भर को तकज़्ास में ५ 
में तो रहों सदर के बाइर 

मेरीं पुरों मवासर में । 
कहे कभीर सुनो भाई साधों 

सब सांस की सांस में ! 


हा 
कबीर का जीवन-बृत्त 


गीर के जीवन-इत्त के विषय में निश्चित रीति से कुछ भी नहीं . 
कहा जा सकता | कबीर के जितने जीवन-इत्त पाये जाते हैं 

उनमें एक तो तिथि आदि के विषय में कुछ नहीं लिखा, दूसरे उनमें 
बहुत सी अलौकिक घटनाश्रों का समावेश है । स्वयं कबीर ने अपने विषय 
में कुछ बातें कह कर ही संतोष कर लिया है । उनसे हमें उनकी जाति 
और व्यक्तिगत जीवन का परिचय मात्र मिलता है इसके अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं | 

कब्ीर-पंथ के ग्रंथों में कबीर के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। 
उनमें कबीर की महत्ता सिद्ध करने के लिये उनमें गोरखनाथ और चित्र- 
गुप्त* तक से वार्तालाप कराया गया है| किंठु उनकी जन्म-तिथि और 
जन्म के विषय पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कबीर चरित्र-बोध * ही में 
जन्म-तिथि के विषय में निर्देश किया गया है। 

“कबीर साहब का काशी में प्रकट होना 

संबत्‌ चौद॒ह सौ पचपन विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सीमवार के दिन 

कबीर गोरख की गोष्ठी, इस्तलिखित प्रति सं० १४७०, (ना० श्र० 
सभा) 

“झमरसिंद बोध (कर्बीरसागर नं० ४) स्वामी युगलानन्द द्वारा 
संशोधित, पृष्ठ १८८ (संवत्‌ १६ ६३, खेमराज श्रींकृष्णदास, बम्बई) 

3 कबीर चरित्र-बोध (बोधसागर, स्वामी युगलाननद द्वारा संशोधित 
पृष्ठ 4, संवत्‌ १६१३, खेमराज शक्षीकृष्णदास, बम्बई) . 





3.39 ._ कबीर का रहस्यवाद 


कक 


सत्य पुरुष का तेज काश के लदर तालाब में उतरी। उस समय पश्वी 
और आकाश प्रकाशित हो गया ।... “उस समय अ्रष्टानन्द वैष्णव 
तालाब पर बैठे थे, वृष्टि हो रही थी, बादल आकाश में घिरे रहने के 
कारण अ्रन्धकार छाया हुआ था, और बिजली चमक रही थी, जिस समय 
चह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग-जगमग 
करने लगा और बड़ा प्रकाश हुआ । वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया 
और प्रत्येक दिशाएँ जगमगाहट से परिपूर्ण हो गईं ।?? 

कबीर-पंथियों में कबीर के जन्म के संबन्ध में एक दोहा प्रसिद्ध है :--- 

चोदह से पचपन सात्ष गए, चंद्रवार एक ठाट ठए । 
जेट सुदी बरसायत को प्रनमासी अगठ भए || 

इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत्‌ १४४०५ की पर्णिमा को 
सोमवार के दिन ठहरता है । बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन है कि 
“गणना करने से संबत्‌ १४५४ में जेड शुक्ल पूर्णिमा चंद्रवार को नहीं 
'पड़ती । पद्म को ध्यान से पढ़ने पर संब्रत्‌ १४४६ निकलता है क्योंकि 
उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है “चौदह सो पचपन साल गए श्रर्थात्‌ 
उस समय तक संवत्‌ १४४४ बीत गया था ।” गणना से संबत्‌ १४५६ 
में चंद्रवार को ही ज्येष्ठ पर्रिमा पड़ती है।अ्रतएवं इस दोहे के अनुसार 
कबीर का जन्म संवत्‌ १४४६ की जेछ्ठ ८णिमा को हुआ |”? 

किंत गणना करने पर ज्ञात होता है कि चन्द्रवार को जेड्ठ पर्णिमा 
नहीं पड़ती । चन्द्रवार के बदले मडुलवार दिन आता है।* इस प्रकार 
बाबू श्यामसुन्दरदास का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। कब्रीर 

म के संबंध में उपयक्त दोहे में 'बरसायत' पर भी ध्यान नहीं दिया 
गया है। 

भारत पथिक कत्रीरपन्थी स्वामी श्री युगलानंद ने 'बरसायत? पर एक 


अकनलनट 





' विफल ीलिटक-२०-क-क नककलनानाक बला, 


3 कबीर -अन्थावल्ी, अस्तावना, पृष्ठ $5 
जुतता॥ा-(7४०70602५४--२०७४ 7, शक, 


कबीर का रहस्पयाद १७१ 


नोट लिखा है 4-७० 

“व्रसायत अपभ्र श है बटसाविन्नी का। यह बटसावित्री ब्रत जेष्ड 
के अमावस्या को. होती है इसकी विस्तार-पूवंक कथा महाभारत में है। 
उसी दिन कन्चीर साहब नीमा और नूरी को मिले थे। इस कारण से 
कबीरपंथियों में बरसाइत महातम ग्रंथ की कथा प्रचलित है। और उसी - 
दिन कबीरपंथी लोग बहुत उत्सव मनाते हैं।* 

यह नोट श्री युगलानंद जी ने अनुराग सागर में वर्णित “कबीर 
साहेब का काशी में प्रकट होकर नीरू को मिलने की कथा? के आधार 
पर लिखा है। उस कथा की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 
यह विधि कछुक दिवस चलि गयऊ | तजि तन जन्म 'बहुरि तिन पथकऊ | 
मानुष तन जुलहा कुल दीन्हा | दोड संयोग बहुरि बिधि कीन्हा ॥ 
काशी नगर रहे पुनि सोई | नीर नाम जुलाहा होई।! 
नारि गवन लाव मरा सोई। जेठ मास बरसाइत होई | 

आदि 

इस पद और टिप्पणी के आधार पर कबीर का जन्म जेठ की 
“बरसाइत? (अ्रमावस्या) को छुआ । अब यह देखना है कि जेठ की 
अमावस्या को चंद्रवार पड़ता है या नहीं | यदि अमावस्या को चंद्रवार 
पड़ता है तब तो कबीर का ज़न्म संवत्‌ १४४४ ही मानना होगा और 
जए? का अर्थ १४४४ के 'व्यतीत होते हुए” मानना होगा। ऐसी स्थिति 
में दोहे का परवर्ती भाग “पूरनमासी प्रगट भये” भी अशुद्ध माना 
पा “बरसाइत? पूर्शमासी को नहीं पड़ती, वह अमावस्या को 
पड़ती है | 


कककपल-> क७ 





अनुराग सारार ( कबीर-सारगर नं० २ ) पृष्ठ म६, भारत पथिक 
कबीरपंथी स्वामी श्री युगलानंद द्वारा संशोधित स० १& ६२ 
| ( श्री वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई ) 
*चही. पृष्ठ ,८६ 


१७२ कंबीर का रहस्यवाद 


गीहनसिंह ने अपडी पुस्तक 'कब्ीर--हिंज़ वा्याग्रेफ़ीः में इस 

किंवदंती. के दोहे का उल्लेंख किया है। वे हिंदी में हस्तलिखित ग्रन्थों 
की खोज (सन्‌ १६०२, पृष्ठ ५) का उल्लेख करंते हुए सं० १४५४ 
(सन्‌ १३६८) की पुष्टि करते हैं ।* ह 

मोहनसिंह के द्वारा दिए हुए नोट में “गए? स्थान पर “गिरा? है। 
ठीक नहीं कहा जा सकता कि “गए? अथवा “गिरा! शब्द में से कौन सा 
शब्द ठीक है | लिखने में 'ए? और रा में बहुत साम्य है | यदि गए! 
शब्द “गिरा? से बन गया है तब तो १४५५ के बीत जाने (गए ) की 
बात ही नहीं उठती | “गिरा? पड़ने? के अ्रथ में माना जायगा। श्रर्थात्‌ 
सं० १४५४ की साल पड़ने? पर। किंतु यहाँ भी बरसाइतः और 
धपूरनमासी' की प्रतिदंद्विता है। 

इस दोहे की प्रामाणिकता के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । इसके लेखक का भी विश्वस्त रूप से पता नहीं । कबीर 
अंथावलो के संपादक ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है :--- 

“यह पद्म कबीरदास के प्रधान शिष्य और उत्तराधिकारी घमेदास 


) 


कट नक. कक. >फना-3३»--+ “- ५०3-जर देन क+-ल-+ >रके्मा-मभकरोरिक मानक १०क+१५३७+ककस्‍क++म-पकक, कमा 


जा ६ सता छ002 छिद्मा॥: छिग्रक्षाावा9 भरातांटत 
7885 7६८79 968७7 एपण7थआ6०0, 0७ 70॥0फञा708 प्रध56७ 
276 तृप्क्‍र०60 | एफाएएत 6 ६06 00४76 क्रग6ा 490॥' छ25 
90977 27४५ ज्ञा6) 06 060, 
। चोद॒ह सो पचपन साल गिरा चंदु एक ठाट हुए । 
जेढ सुदी बरसाइत को प्रनमासी तिथि भए || 
संवत पंद्रह सौ अर पाच मगहर कियो गमन । 
अगहन सुदी एकदसी, मिल्ले पवन में पवन ॥| 
पु ज्०एपरौत 690, गद 6 फझीएं ए ४०७०7 47 
]398 ग्यद [्लं६ 06273 ॥॥ 8. 70, 448. (२. 5. हछ. ४४ 
4902, 0926 3) 


कबीर का रहस्यचाद १७ 


का कहा हुआ बताता जाता हैं [४ किन्तु विद्वतन संपादक के इस कथन 
में प्रामाणिकता नहीं पाई जाती । “कहा हुआ बताया जाता है?? कथन 
ही संदेहास्पद है। अतएव हम अपना कथन “अनुराग--सागर” के आधार 
पर ही स्थिर. करना चाहते हैं जिसमें केवल यही लिखा है :--- 
नारि गवन आव मर सोई । जेठ मास वरसाइत दोई || * 

बील? अपनी ओरिएंटल बायोग्रेफ़िकल डिक्शनरीर* म॑ कबीर का 
जन्म सन्‌ १४६० ( संवत्‌ १४४७ ) स्थिर करते हैं और उन्हें सिकंदर 
लोदी का समकालीन मानते हैं। डाक्टर हंटर अपने ग्रंथ इंडियन 
एंपायर के आठवेँ अध्याय में कबीर का समय सन्‌ १३०० से १४२० 
तक (संवत्‌ १३५७ से १४७७) मानते हैं। बील और हंटर अपने अ्रनुमान 
में १९० वर्ष का अंतर रखते हैं। जान ब्रिग्स सिकंदर लोदी का समय 
सन्‌ १४८८ से १४१७ ( संवत्‌ १४४४--१४७४ ) मानते हैं। उनके 
कथनानुसार सिकंदर लोदी ने र८्य वर्ष + महीने राज्य किया ।* जान 
ब्रिस्स ने अपना ग्रंथ मुसलमान इतिहासकारों के हस्तलिखित ग्रंथों के 
आधार पर लिखा है, अतएवं उनके काल-निर्णय के संबंध में शंका नहीं 
हो सकती । यदि बील के अनुसार हम कबीर का जन्म सन्‌ १८६० में 
अर्थात्‌ सिकंदर लोदी के शासक होने के दो वष बाद मानें तो सिकंदर 


०७ 07--तां$3 छांठा9एीए छए. ०087 9॥787, 
[7926 49, [00 7086. 

*क्रबीर ग्रंथावल्ी-प्रस्तावना, पृष्ठ १८ 

“अनुराग सागर, पृष्ठ ८९ 

3867. छान) छा65श्ागजआलओ) क्‍भदाएणाक्ापर-- 
जु॥079885 मशं9णए 8680० 7.07007 ( 4894 ) 7982८ 
204, 

ड[नाइ0ए ण 6 सिंड8 ० 46 (079ाक्मारतद्रा 
4700श&7 ॥7 ॥70]2 -- 39 ]0707 878285, 0888 3589, 


१७४ कबीर का रहस्यवाद 


लोदी की मृत्यु तक कबीर केवल २६ वर्ष के होंगे। किह्रठु मृत्यु के बहुत 
पहले ही. सिकंदर लोदी कच्नीर के संपक में आ गया था। यह समय भी 
निश्चित करना आवश्यक है। 
श्री भक्तमाल सटीक ' में प्रियादास की टीका में एक घनाक्षरी है 
जिसके अनुसार कबीर और सिकंदर लोदी का साक्त्य हुआ था। वह 
घनाक्षरी इस प्रकार है :-- 
देखि के प्रभाव, फेरि उपज्यो अभाव द्विज; 
आयो पातसाह सो सिकंदर सुनोंव है । 
विमुख समूह संग माता हूँ. मिल्राय लई, 
' जाय के पुकारे “जू दुखायो सब गाँव है ॥?” 
ढ्यावो रे पकर वाको देखों में मकर कैस्ो, 
झकर मिटाऊँ गाढ़े जकर॒ तनाव है । 
आनि ठाढ़े किये, काज़ी कहत सलाम करो, 
जाने न सलाम, जानें राम गाढ़े पाँच है ॥ 
इस घनाक्षरी के नीचे सीतारामशरण भगवानप्रसाद का एक नोट 
है :-- 
यह प्रभाव देख करके ब्राह्मणों क्रे हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न 
छुआ । वे सब काशीराज को भी श्री कबत्रीर जी के वश में जान कर, 
बादशाह सिकंदर लोदी के पास जो आगरे से काशी जी आया था 
पहुँचे । श्री कबीर जी की मा को भी मिला के साथ में ले के मुसलमानों 
सहित बादशाह की कचहरी में जाकर उन सब ने पुकारा कि कच्चीर शहर 
भर में उपद्रव मचा रहा है. , आदि?” * | 
इससे ज्ञात होता है कि जब सिकंदर लोदी आगरे से काशी आया, 
अ्क्तमाल सटीक--सीतारामशरण भगवान प्रसाद 
प्रथम बार, लखनऊ (सन्‌ १६१३) 


+* अक्तमाल, पृष्ठ, ४३७० 


कबीर का रहस्यवाद १७४ 


उस समय वह कबीर से मिला। इतिहास से ज्ञात होता है कि सिकंदर 
लोदी बिहार के हुसेनैशाह शरकी से युद्ध करने के*लिए आगरे से काशी 
आया था। जान ब्रिग्स के अनुसार यह घटना हिजरी ६०० [ अर्थात्‌ 
सन्‌ १४६४ | की है।'. 

यदि कन्रीर सन्‌ १६६४ में सिकंदर लोदी से मिले होंगे तो वे उस 
समय बोल के अनुसार केवल ४ वर्ष के होंगे । उस समय उनका इतनी 
प्रसिद्धि पाना कि वे सिकंदर लोदी की अप्रसन्नता के पान्न बन सके, 
संपूर्यतया असंभव है। अतएव बील के द्वारा दी हुई तिथि अ्रमात्मक है । 

व्ही० ए.० स्मिथ ने कबीर की कोई निश्चित तिथि नहीं दी। वे 
अंडरहिल द्वारा दी हुईं तिथि का उल्लेख मात्र करते हैं ।* वह तिथि है 
सन्‌ १४४० से १४१८ ( अर्थात्‌ संवत्‌ १४६७ से १५७५ ) | यह समय 
सिकंदर लोदी का समय है और कचीर का इस समय रहना प्रामाणिक है | 

रू]0058070 59970 ँएफए 8०८०ाताग्रह/ए एफ. 
छ5 धाधरएं 47 ग0ाठ0), 2ा0्त खध्यारार्त 88278: 06 
तह, जाखिातेक 0 #69त78 ० क8 बा670075, 
९०58९6. ६06 0वधा865 (0 766 जा ये ॥06 ज्र० 
27769 68076 # शंशा( ० छएी 0 20 (6 
800: 090870 8 2088 (27 769) 700] 8679785. 

पता5ण0ए णए था सि68 ० 76 शिणगाशायातए०तव॥ 
90% 47 ॥7ए09 फैए [०फ छेणं888. ऐशैं, रि. 8. 5. 
[,070070 (929) 7986 5/-/2. 

२ एता55 एगतलात)] त6४ िश्वोजए एएणा7 20000 
440 (४०0 58, ज्ञू6८ ए४60 ६40 56 ए8८66 76(फ़6्छा। 
380 2४70 420, 

8 एच जलाइएछए 06 पातां4 ऐए ४. 3. 
57707, 72826 26! ((00: 709) 





१७६ कबीर का रहस्यवाद 


: श्रतः कचीर की जन्म-तिथि किसी ने भी निश्चित प्रकार से नहीं दी । 
बाबू श्यामसुन्द्रदास क्ले अनुसार प्रचलित दोहे के आधार पर जेष्ठ 
पूर्णिमा, चंद्रवार संवत्‌ १४४६ ओऔर अनुराग सागर के आधार पर जेह 
अमावस्या संवत्‌ १४४५ कबीर की जन्म-तिथि है। जेड्ठ पूर्णिमा संबत्‌ 
१४५४६ को चन्द्रवार नहीं पड़ता अतएवं यह तिथि अनिश्चित है। ऐसी 
परिस्थिति में हम कबीर की जन्म-तिथि जेड्ड अमावस्या संबत्‌ १४५५ ही, 
मानते हैं। कब्ीर-पंथियों म॑ं भी जेठ बरसाइत सं० १४५५ मान्य है जो . 
अनुराग सागर द्वारा स्पष्ट की गई है। 

कबीर की मृत्यु की तिथि भी संदिग्ध ही है। 
इस सम्बन्ध में मक्तमाल में यह दोहा है :-- 
पंद्रद सो उनचास में, मगदर कीन्हों गौन । 
अरादन सुदि एकादसी, सिल्ले पौन में पौत ॥ * 
इसके अनुसार कबीर की मृत्यु सं० १४४६ में हुईं। कभीरपंथियों में 
प्रचलित दोहे के अनुसार यह तिथि सं० १५७४ कही गई है;--- 
संबत्‌ पंद्रह से पछुत्तरा, कियो भगहर को गोन | 
साध सुदी एकादशी रेलो पौन में पौन ॥२ 
सिकंदर लोदी सन्‌ १४६४ (संवत्‌ १५५१ ) में कबीर से मिला 
था |? अतणएव भक्तमाल के दोहे के अनुसार कबीर की मझूत्यु तिथि 
अशुद्ध है। कबीर की मृत्यु संवत्‌ १४४१ के बाद ही मानी जानी 
चाहिए. । डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी के अनुसार कचीर का सिकंदर लोदी 
से मिलना चित्य है। उनका समय चौदहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 
ही मानना समीचीन है | वे लिखते हैं ;--- 


३७००० 





“भक्तमाल सटीक, पृष्ठ ४७४ 

२कबीर कसौटी 

उ3ला50ए7 ० ६76 सि6 06 6 शणाव्राणाएश्तेधा 
290फ्रक 70 779049 077 ॥00707 87825, [82० 57]--72 


ल्‍ 


कबीर का रहस्यवाद १७७ 


“कबीर का समयु चौदहवीं शताब्दी का उच्छकाल और संभवतः 
दंद्रहवीं शताब्दी का पूर्वकाल मानना अधिक युक्तितंगत जान पड़ता 
है| सिकंदर लोदी के समय में उनका होना सर्वथा संदिग्ध है। केवल 
जनश्रुतियों के आधार पर हो ऐतिहासिक तथ्य स्थिर नहों हो 
सकता |? 

नागरी प्रवारिशणी सभा से कबीर-अंथावली का संपादन सं० १५६१ 
की हस्तलिखित प्रति के आधार पर किया गया है |* इस प्रति में वे 
बहुत से पद और साखियाँ नहीं हैं जो ग्रंथसाहब में संकलित हैं। इस 
संबंध में बाबू श्यामसुन्द्दाव जी का कथन है।--इससे यह मानना 
पड़ेगा कि या तो यह संबत्‌ १५६१ वाली प्रति अधूरी हे अथवा इस 
ग्रति के लिखे जाने के १०० वर्ष के अंदर बहुत सी साखियाँ आदि 
कन्नीरास जी के नाम से प्रचलित हो गई थीं, जो कि वास्तव में 
उनकी न थीं। यदि कन्रीरदास का निधन संवत्‌ १४७५ म॑ मान लिया 
जाता है तो यह बात असंगत नहीं जान पड़ती कि इस प्रति के लिखे 
जाने के श्रनंतर १४ वर्ष तक्र कत्रीरदास जी जीवित रहे और इस बीच 
में उन्होंने ओर बहुत से पद बनाए हों जो अंथसाहच में सम्मिलित कर 
लिए, गए, हों ।? * 

बाबू साहब का यह मत समीचीन जान पड़ता है। कब्ीरपंयियों के 
विचार से साम्य रखने के कारण म्त्युगतिथि सं० १५४७५ ही मान्य है । 
इस प्रकार कबीर की जन्म-तिथि सं० १४४५ ओर, झत्यु-तिथि सं० 
१५४७५ ठहरती है । इसके अनुसार वे १२० वर्ष तक जीवित रहें | 

कबीर की जाति में भी अभी तक संदेह है। कब्रीरपंथी तो उन्हें 


कबीर का समय-- हिंदुस्तानी; एष्ड २१९, भाग २, अह्डू २। 
"कबीर ग्रंथावल्ली, भूमिका पृष्ठ ३ | 
उचह्ी पृष्ठ २३ ।_ 

१२ 


4७८ कभीर का रृइस्यचाद 


जाति से परे मानते हूँ'।' किंतु किंवदंती है कि बे एक ब्राह्मणी विधवा 
के युत्र थे । विधवा-कन्या का पिता श्री रामानंद का बड़ा भक्त था। 
एक बार श्री रामानंद उस विधवा-कन्या के प्रणाम करने पर उसे 'पुत्र॒वती? 
होने का आशीर्वाद दे बैठे । ब्राह्मण ने जब अपनी कन्या के विधवा 
होने की बात कही तब भी रामानंद ने अपना वचन नहीं लौटाया। 
आशीर्वाद के फल-स्वरूप उस विधवा-कन्या के एक पुत्र हुआ जिसे 
उसने लोकलाज के डर से लहरतारा तालाब के किनारे छिपा 
दिया | कुछ देर बाद उसी रास्ते से नीरू जुलाहा अपनी नब-विवाहिता 
स्ली नीमा को लेकर जा रहा था। नवजात शिशु का सोंदय देखकर 
उन्होंने उसे उठा लिया और उसका अपने पुत्र के समान पालन 
किया, इसीलिए. कबीर जुलाहे कहलाए, यद्यपि वे ब्राह्मणी विधवा के 

पुन्न थे 
महाराज रघुराजसिंह की “भक्तमाला रामरसिकाबली” सें भी 
इस घटना का उल्लेख हैं पर कथा में थोड़ा सा अंतर आ गया 
है ।* कुछ कब्रीरपंथियों का मंत है कि कब्रीर ब्राह्मण की विधवा-कन्या 
"है अ्रनाम अ्रविचल अविनाशी, अकट्द पुरुष सतलोक के वासी || 
-+-ओऔ कबीर साहब का जीवन-चरित्र (श्री जनकल्ाल) नरसिंह- 

पुर (१8०२) 

राम्ानेंद रहे जस स्वामी | ध्यावत निसिदिन अंतरयामी ॥ 
तिनके ढिग विधवा एक नारीं। सेवा करे बढ़ो श्रमधारी ॥ 
प्रभु एक दिन रद्द ध्यान लगाई | विधवा तिय तिनके ढिंग आई ॥ 
भ्रभुष्टिं कियो घदन बिन दोषा | प्रश्भु कद पुत्रवती भरि थधोषा ॥ 
तब तिथ अपनो नाम बखाना | यह विपरीत दियो बरदाना ॥ 
सस्‍्वासी कल्यो निकसि मुख झायो । पुश्रंवेती डरे तोहि बनायो ॥ 
हू है पत्र कलंक न त्ागी। तव सुत हो है हरि अलुरागी ॥ 
तब तिय-कर फुल्कका परि भ्रायो। कछु दिन में ताते छुत जायो ॥ 


कबीर का रहस्यवाद १७६ 


के पुत्र नहीं थे, वरन्‌ शमानन्द के आशीर्वाद के 'फल-स्वरूप वे उसकी 
हथेली से उत्पन्न हुए. थे, इसीलिए वे करवीर (हाथ के पुत्र) अथवा 
(करवीर का अपभ्रंश) कबीर! कहलाए. | बात जो भी हो, कब्नीर का 
जन्म जनश्रुति ब्राह्मण-कन्या से जोड॒ती है | किन्तु प्रश्न यह है कि यदि 
कबीर विधवा की संतान थे तो यह बात लोगों को ज्ञात कैसे हुईं ! 
उसने तो कबीर को लहरतारा के समीः छिपा कर रख दिया था । 
ओर यदि ब्राह्मण-विधवा को वरदान देने की बात लोग जानते 
थेतोी उस विधवा ने अपने बालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों 
किया ? रामानन्द के श्राशीवांद से तो कल्नंक-कालिमा की आशंका भी 
नहीं हो सकती थी | इस अकार कबीर की यह कलंक-कथा निमृल सिद्ध 
होती है| इस कथा के उदगम के तीन कारण हो सकते हैं। प्रथम वो 
यह कि इससे रामानन्द के प्रभुल क्रा प्रचार होता है। वे इतने प्रभाव- 
शाली थे कि श्रपने आशीवांद से एक विधवा-कन्या के उदर से पुत्रोत्पत्ति 
कर सकते थे। दूँसरा कारण यह हो सकता है कि कबीर के पंथ में बहुत 
से हिन्दू भी सम्मिलित थे | अपने गुरु को जुलाह्य की ह्वीन और नीच 
जाति से हटा कर वे उनका सम्बन्ध पवित्र ब्राह्मण, जाति से जोड़ना 
चाहते थे । और तीसरा कारण यह है कि कुछ कट्टर हिन्दू और मुसल- 
मान जो कबीर की धामिक उच्छडूलता से क्षब्ध थे वे उन्हें अपमानित 
ऋर कलंकित करने के लिए उनके जन्म का सम्बन्ध इस कल्लंक-कथा 
से घोषित करना चाहते थे । 

कुब्नोर के जन्म-सम्बन्ध में प्राप्त हुए कुछ प्रमाणों से यह स्पष्ट होता 
जनत पुत्न नभ बजे नगारा | तद॒पि जननि डर सोच अपारा || 
धो सुत ले तिय फेक्यो दूरी ।कढ़ी जुलादिन तदई एक रूरी ॥ 
सी बालक अनाथ निहारी | गोद शंख निज भवन सिन्नारी ॥ . 
जालन पालन, किय बहु भाँती । संयो खुतद्ि नारि दिन राती ॥ 

“--भक्तमाला रामरसिकावत्धी 





भैय्र० कबीर का रहस्यवाद 


है कि वे ब्राह्मण-विधत्ा की सन्‍्तान न होकर मुसक्षमानी कुल में ही पेदा 
हुए थे | सब से श्रपिक प्रामाणिक उद्धरण हमें आदि श्री गुरुप्रन्थ साहब 
में मिलता है । उक्त प्रंथ में श्री रैदास के जो पद संग्रहीत हैं, उसमें एक 
पद इस प्रकार है;।-- 
'. मलारब णीमगतरविदासजी की 

१उोसतिगुरप्रसाद ॥............. . ॥ ३॥ १ ॥ 

मलार ॥ दरिजिपततेऊजनांपदमकवलासपतितासमतुलिनदीआ्रनकोऊ | 

छकदहीएकअनेकञने ककहो शिव्रिसथरिडोआरन रेश्रानभरपूरिसोऊक ॥ रहाउु ॥ 
जाकेमागवतुलेखीश्रेश्रवरुनही पेखीओतासकीजातिआछोपछीपा । ब्िश्रासमहि- 
लेखीशसनकमहिपेखीओ्रनामकीनामनासपतदीपा ॥१॥ 

जाकेंद्ीदिबकरीदिकुलगऊरेवघुकरहिमानीअटिसिेखहीदपीरा || जाके 
बापवैसीकरीपूतअसीसरीतिहू रेलोकपरसिधकनीरा ॥ २ ॥ जाकेकुटम्बकेढेंढ- 





सत्लार बाणी भगत रविदास जो की 
_डो सतगुरु प्रसादि ॥...............-- ॥३॥ १॥| 
मलार ॥ इरि जपत तेऊ जनां पद्म कवलासपति ता सम तुल्ति नहीं 
आन कोऊ | एक हीं एक अनेक अनेक होइ विसथरिडोझ्ानरे आन भर- 
चूरि सोऊ || रदह्ाऊ ॥ जाके भगवतु लेखओ अवरु नहीं पेखोओ तास की 
जाति आद्योप छीपा ॥ बियास थहि क्षेसीओ सनक मह्ठि पेखिश्रे नाम की 
नासना सपत दीपा ।|१॥ जाके हीदि बकरीदि कुल गऊ रे बचु करहि 
मानीअ्रद्ि सेख सहीद पीरा ॥ जाके बाप वैसी करी पूत्र असी सरी तिहू 
रे लोक प्रसिध कबीरा ॥ २॥ जाके कुटुम्ब के ढेढ़ सम ढोवत फिरहि अजहैँ 
बनारसी आसपासा ॥' भ्रचार सद्दित विश्न करद्वि डंडड॒ति तिनि तने 
रविदासदासानुदासा ॥ ३॥ २॥ 
--आदि श्री गुरुपन्थ साहिब जी, एृष्ठ दे६८ 
भाई मोहनसिंद वेच, तरचतारन (अमृतसर) 
वि १७ झरात्त १६२७, बुधवार 


कबीर का रहस्यवाद १४८५ 


सबढोरदोवतकिरहि अजहुँ बनारसी आसपासा। आचारसहित विग्रकरहिडंड- 
उुतितिनितनैरविदासदासानुदासा ॥३॥ ॥र॥ | * 
रैदास के इस पद में नामदेव, कत्नीर और स्वयं रैदास का परिचय 
दिया गया है। नामदेव छीपा (दर्जी) जाति ये | कबीर जाति के मुसलमान 
थे जिनके कुल में ईद बकरीद के दिन गऊ का बध होता था जो शेख 
शहीद और पीर को मानते थे । उन्होंने अपने बाप के विपरीत आ्राचरण 
क्रके भी तीनों लोकों में यश की प्राप्ति की | रैदास चमार जाति के थे 
जिनके वंश में मरे हुए पशु ढो्ः जाते हैं और जो बनारस के निवासी थे । 
आदि श्री गुरुगअंथ के इस पद के अनुसार कभीर निश्चय ही मुतल- 
मान वंश में उत्पन्न हुए. थे | आदि अंथ का संपादन संवत्‌ १६६१ में 
हुआ था । सिक्‍्खों का धार्मिक प्रंथ होने के कारण इसके पाठ में अरु- 
मात्र भी अंतर नहीं हुआ । निर्देशित आ्रादि भ्री गुरुपंथ साहिब गुरुमुखी 
में लिखे हुए! इसी ग्रंथ की अविकल प्रति है।* इस प्रकार यह प्रति और 
*इस दशा और ब्रुटि को देखते हुए श्री सतगुरु जी की भरता से 
यदि सेंड करने का डतसाह दास को हुआ और आदि में भेटा भी श्रती 
अल्ताप लागत से भी बहुत कम रखने का ब्रिंढ़ विचार भौर ओसा दी 
बरताव किया गया । फिर यहि विचार हुआ कि शब्द के स्थान शब्द 
तथा और हिंदी शब्द या पद हिंदी की लेखन प्रणात्ी के अनुसार लिखे 
जायें या यथातथ्य गुरुमुखी के अ्रभुपार ही जिखे जावें ! इस पर बहुत 
विचार करने से यही निश्चय हुआ कि महान पुरुषों को तफ से जो अक्षरों 
के जोड़ तोढ़ मंत्र रूप दिव्य वाणी में हुआ करते हैं डनके सिलाप में 
कोई अमोघ शक्ती होती है जिसको सर्व साधारण हम लोग नहीं समझ 
सकते । परन्तु उनके पढन पाठन में ययातथ्य उच्चारन से ही पूर्ण सिद्धि 
प्राप हो सकती है इसके सिवाय यह भी है कि श्री गुरुप्रन्थ साहिब 
जी के अतिशत म० शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी पाठक ठीक-ढोऊ समझ 
सकते हैं। इस विचार के भअ्रनुततार दी यह हिन्दी बीढ गुरसुखी लिखित 


(मप्र कबीर का रहस्थंवाद 


उसका पाठ श्रत्यंत प्रामाणिक है | इस प्रमाण का आधार श्री मोहनसिंह 
मे भी कबीर की जाति के निर्णय करने में लिखा है | ' 
दूसरा प्रमाण सद्गुरु गरीबदास जी साहिब की बाणी" से प्राप्त होता 
हैं | इसमें 'पारख का अग? ॥५२॥ के अन्तर्गत कंचीर साहब का जीवन- 
चरित्र दिया हुआ है | प्रारम्भ में ही लिखा हुआ है :-- 
गरीब सेवक होय करि उतरे 
इस पृथित्री के मांदि 

जीौच उधारन जगत गुरु बार बार बलि जांद्धि ॥३८०॥ 

गरीब काशी पुरी कस्त किया, उतरे अधर उधार । 

मोमत को सुजरा हुआ, जज्ञल में दीदार ॥ रे८१॥ 

गरीब कोटि किरण शशि भान सुधि, आसन भअ्रधर बिसान । 

परसत प्रण ब्रह्म फू, शीतल पिंडरु प्राण ॥३८१॥। 

गरीब गोद लिया मुख चंबि करें, हेम रूप ऋतकंत । 

जगर मगर काया करे, दमके पदम अनंत ॥रे८३े॥ 

गरीब काशी उसदी गुल्न भया, मो सन का बर घेर । 

कोई कहे बह्म विष्णु हैं, कोई कहे इंद्र कुबेर ' ॥३८४॥ 
इस उद्धरण से यह ज्ञात होता हैं कि कबीर ने काशी में सीधे मुसलमान 
अनुसार ही रखी वाई है अर्थात्‌ केवल गुरसुखी से भच्चरों के स्थान 
हिन्दी ( देवनागरी ) अक्षर द्वी किये गये हैं*-- 

वहीं अन्य, प्रकाशक को विनय, पृष्ठ १ 

रत सितठ्शाशओरए, जरिए ऐैणाबा ४ग्ट), 
909, ६79 रिक्वाए0 70 9073, 4.,9076 4 934 

* शी सद॒गुरु गरीबदास थी साहिब की बाणी 

संपादक अजरानन्द ग़रीबदासी रमताराभ 
आर्य सुधारक छापाखाना, बढ़ोदा 
>श्चष्टी अंन्थ, पृष्ठ १६६ | 


कबीर. का रहस्यवाद (८४३ 


€ मोमिन ) ही को दर्शन देकर उसके घर में जन्म ग्रहण किया। और 
मोमिन ने शिशु कबीर का मेँह चूम कर उसके अज्लौकिक रूप के दर्शन 
किये । इस श्रवतरण से भी कब्रीर की ब्राह्म॒णी विधवा से उत्तन्न होने' की 
किंवदंती ग़लत हो जाती हे | सदूगुरूु गरीबदास जी साहिब की बा 
प्रामाणिक ग्रंथ माना जाना चाहिए. क्‍योंकि वह संबत्‌ १८६० को एक 
प्राचीन हस्तलिखित प्रति के आधार पर प्रकाशित की गई है ।* 
इन दो प्रमाणों से कन्नीर का मुसलमान होना स्पष्ट है । इन्होंने अपनी 
जुलाह्य जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर दिया है :-- 
१ तननां बनना तज्या कबीर, राम नाम ल्िखि लिया सरीर || 
२ जुलाहे तनि बुनि पान न पावल, फारि चुनी दुस ठांई दो ॥ 
३ जाति जुलादा मति को धीर, 
हरषि हरष राण रमे कबीर ॥* 
४ तू ऑह्यण में कासी का जुलादा, 
"री ... चीन्हि न मोर गियाना ४ 


'यह भ्थ साहिब हस्तलिखित विक्रम संवत्‌ १८६० मित्ती वेसाख 
सास का दिखा हुवा मेरे को मुकाम पिज्लाणा जिदला रोहतक में प्रिज्ना 
हुआ जैसा का तैक्षा छापा है जिसको असल लिखा हुआ प्रन्थ साहिब 
देखना दो वह बढ़ादे में श्री जुस्मादादा व्यायाम शाला प्रोण माणेकराव 
के यहाँ क्रायम के लिये, रखा गया है सो सब वहाँ से देख सकते हैं :-- 

श्रजरानन्द गरीबदासी 
“-वाणी की भप्रस्तावना 
२कबौर ग्र'थावली ( नागरी प्रचारिणी सभा ) इ० प्रे० भ्याग 


१६२४०, पृष्ठ ६ 
का वही पृष्ठ १०४ 
धर ह १२८ 


हे | ११ १७३ 


4६४ कबीर का रहस्यवाद 


<€ जाति जुल्ाहा नॉम कबीरा,--- 
बन बनि फिरों उदास | 
4 कहत कबीर मोहि भगत उम्राहा, 
कृत करणीं जाति भया जुलाहा ॥* 
७ ज्यू' जल मैं जल पेसि न निकसे, 
यू हुरि मिलया जुल्ादा | 
' छ गरु असाद साथ की संगति; 
जग जीते जाइ. जुलाहा | 
कबीर के छुठे उद्धरण से तो यही ध्वनि निकलती है कि पूर्व कर्मा- 
नुसार ही उन्हें जुलाहे के कुल में जन्म निला। “भया” शब्द इस 
अर्थ का पोषक है। 
कबीर बचपन से ही धर्म की ओर आकर्षित थे। वे भजन गाया 
करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे पर “निगुरा” ( बिना गुरू 
के ) होने के कारण लोगों में आदर के पात्र नहीं थे और उनके भजनों 
अथवा उपदेशों को भी कोई सुनना पसंद नहीं करता था। इस कारण 
वे अपना गुरु खोजने की चिंता में व्यस्त हुए. | उस समय काशी में 
रामानन्द की बड़ी प्रसिद्धि थी कबीर उन्हीं के पास गए पर कबीर के 
मुसलमान दोने के कारण उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं 
किया । वे हताश तो बहुत हुएए पर उन्होंने एक चाल सोची । प्रातःकाल 
झँघेरे ही में रामानंद पंचगंगा घाट पर नित्य स्नान करने के लिए. जाते 
भे | कबीर पहले से ही उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों पर लेट रहे | 
रामानंद जैसे ही स्नानाथे आए वैसे ही उनके पैर की ठोकर कबीर के 
* कबीर प्रथावल्वी (ना० प्र० स०), इ० प्रे०, प्रयाग १६ २८, घु० १८४१ 
पु वह्दी पृष्ठ प्घव 


कबीर का रहस्यवाद फट 


सिर में लगी | ठोकर लगने के साथ ही रामानंद के मुख से पश्चात्ताप 
के रूप में 'राम! 'राम! शब्द निकल पड़ा । कबीर मै उसी समय उनके: 
चरण पकड़ कर कहा कि महाराज, आज से आपने मुझे राम नाम से' 
दीक्षित कर अपना शिष्य बना लिया। आज से आप मेरे गुरु हुए । 

रामानंद ने प्रसन्न हो कबीर को हृदय से लगा लिया। इसी समय से 
कबीर रामानंद के शिष्य कहलाने लगे। बाबू श्यामसुन्द्रदास ने अपनी 
पुस्तक कबीर अंथावली में लिखा है :--- 

“केवल किंवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरू मान लेनां 
ठीक नहीं। यह किंवदंती भी ऐतिहासिक जाँच के सामने टीक नहीं ठहरती । 
रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से श्रधिक देर में मानने से संबत्‌ १४६७ 
में हुईं, इससे १४ या १७ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण 
विद्यमान है। उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी, 
क्योंकि हम ऊपर उनका जन्म १४५६ सिद्ध कर आए, हैं। ११ वर्ष के 
बालक का घूम फिर कर उपदेश देने लगना सहसा ग्राह्म नहीं होता | और 
यदि रामानन्द जी की मृत्यु संवत्‌ १४५२-५३ के लगभग हुईं तो यह 
किंवदंती भूठी ठहरती है; क्योंकि उस समय तो कबीर को संसार में आने 
के लिए अ्रभी तीन चार वर्ष रहे होंगे ।2* 

बाबू साहब ने यह नहीं लिखा कि रामानंद की मझत्यु की तिथि 
उन्होंने किस प्रामाणिक स्थान से ली है। नाभादास के भक्तमाल की टीका 
करनेवाले प्रियादास- के अनुसार रामानंद की मृत्यु सं० १४०५ विक्रमी में 
हुई इसके अनुसार रामानंद की मृत्यु के समय कबीर की अवस्था ४६ वर्ष 
की रही होगी । उस अवस्था में या उसके पहले कब्रीर क्या कोई भी भक्त 
घूम फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानन्द का शिष्य बन सकता 
है। फिर कबौर ने लिखा है :-- 

काशी में हम अगर भये हैं रामानंद चिताए। ( कबीर परिचय 2 


रण / अभी शभजनन सन “»«-न"ी मिवमननथकनननणकम»प७-७+ किन हनणज, 


) कबीर प्रन्धावली, भूमिका पृष्ठ २४ | 





“१८६ कबीर का रहस्यवाद 


कुछ विद्वानों का मत है कि शेख तक्की कबीर के गुरु थे।* पर जिस 
गुरु को कन्रीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरु शेख़ तक़ी के लिए, 
ऐसा वे नहीं कह सकते थे :--- 


घट घट है अचिनासी सुनहु तकी तुम शेख 
( कबीर परिचय ) 
हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वे शेख़ तक़ी के सत्संग में रहे हों 
ओर उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो ! 
कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह संदेहात्मक है। कहते 
'हैं कि उनकी ख्री का नाम लोई था। वह एक बनखंडी बैरागी की कन्या 
थी | उसके घर पर एक रोज़ संतों का समागम था। कब्रीर भी वहाँ थे | 
सच्न संतों को दूध पीने को दिया गया। सब ने तो पा लिया, कबीर ने 
-अपना दूध रक्‍्खा रहने दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक 
संत आ रहा है, उसके लिए यह दूध रख दिया गया है। कुछ देर में 
संत उसी कुटी पर पहुँचा । सब लोग कबीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये | 
“लोई वो भक्ति से इतनी विहल हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी | 
कोई लोई को कबीर की स्त्री कहते हैं, कोई शिष्या | कबीर ने निस्संदेह 
ज्लोई को संभोधित कर पद लिखे हैं। उदाहरणार्थ :-- 
कहठत कबीर सुनहु रे लोई 
हरि बिन राखन हार न कोई | 
( कबीर प्रधावली, पृष्ठ ११८ ) 
संभव है, लोई उनकी स््रीहों पीछे संत-स्वभाव से उन्होंने उसे 
'शिष्या बना लिया हो | उन्होंने अपने गाहंस्थ-जीवन के विषय में भी 
लिखा है :-- 
7990७ 28706 (8 *"िका।ए शांत, एए रे्/८60 
9926 25 


कबीर का रहस्यवाद थृ दर) 


नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार 
जब जानी तब परिहरी नारी बड़ा विकार*। 
(सत्य कबीर की साखी, पृष्ठ १३३) 
कहते हैं, लोई से इन्हें दो संतान थीं। एक पुत्र था कमाल, और 
दूसरी पुत्री थी कमाली | जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्रात 


६. 
सभा... सस्‍वाअनक ॥+ पक आताआफतकाा 


कर रहे थे उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कबीर के 
अलौकिक ऊत्यों की कहानी सुनी। उसने कभीर को बुलाया और जब 


॥9७:+ पक 'इाक/म२अप्मय 3७०४: अर क>४र्ग 4र्मन्काप[ुढ एकल 
(२ पलाक २ क:00/ एम! उक। 


उन्हें आग में फेंका, पर वे साफ बच गये, तलवार से काटना चाहा पर 
तलवार उनका शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई। तोप 
से मारना चाहा पर तोप में जल भर गया । हाथी से चिराना चाहा 
पर हाथी डर कर भाग गया । 
ऐसे अलौकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता है, यह संभवतः कोई 
विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना 
आश्चय-जनक नहीं है । 
मत्यु के समय कब्नीर काशी से मगहर चले आए थे। उन्होंने 
लिखा है :--- 
सकल जनम शिवपुरी गॉवाया 
मरति बार स़रगहर उठि धाया | 
( परिचय ) 
यह विश्वास हैं कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, मगहर में 
मरने से गधे का जन्म | पर कबीर ने कहा :-- ही 
नौ काशी तन तजे कबीरा । छा 
तो राम कन निहोरा ! 
(कबीर परिचय) 
वे तो यह चाहते थे कि यदि मैं सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी में 
मरूँ चाहे मगहर में, मुके मुक्ति मिलनी चाहिए। यही विचार कर वे 


वध्ध८ कबीर का रहस्यवाद 


मगहर चले गए | उनके मरने के समय हिंदू मुसलमानों म॑ उनके शव 
के लिए. झगड़ा उठाये हिंद दाह-कम करना चाहते थे और मुसलमान 
गार्डना चाहते थे। कफन उठाने पर शव के स्थान पर फूल-राशि 
दिखलाई पड़ी जिसे हिंदू मुसलमानों ने सरलता से अधे भागों में विभा- 
जित कर लिया | हिंद और मुसलमान दोनों संतुष्ट हो गये । 

कविता की भाँति कबीर का जीवन भी रहस्य से परिपूर्ण है । 


ग॒ 


कबीर की कविता से संबंध रखनेवाले हठयोग ओर सुफ्रीमत में 
प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ :-- 
(अं) हठयोग 
१-अवधू 
यह अवधूत का अपभ्रश हैँ जिसका अर्थ हैँ, जो संसार से 
जैराग्य लेकर संसार के बंधन से अपने को अलग कर लेता है । 
यो विलंध्याश्रमान बर्णान आत्मंयेव स्थितः प्रमान | 
अति वर्णाश्रमी योगी अवधूतः स उच्यते ॥ 
ऐक्षा भी कह्य जाता है कि यह नाम रामानन्द ने अपने अनुयावियों 


आर भक्तों को दे रक्खा था क्योंकि उन्होंने रामानुजाचार्य के कर्मकांडों 
की उपेक्षा कर दी थी। 


२-अगम्ृत 


: ब्रह्मरंध्र में स्थित सहख-दल-कमल के मध्य में एक योनि है। 
उसका मुख मीचे की ओर है । उसके मध्य में चंद्राकार स्थान है जिससे 
'सदेव अमृत का प्रवाह होता है। यह इडा नाड़ी द्वारा बहता है और 
मनुष्य को दीघधांयु बनाने में सहांयक होता हे। जो प्राणायाम के साधनीं से 
अनंभिज्ञ हैं, उनका अमृत-प्रवाह' मूलाधार-चक्र में स्थित सूर्य द्वारा 
'शोषण कर लिया जाता है। इसी अमृत के नष्ट होने से शरीर वृद्ध 
बनता है | यदि अभ्यासी इस अमृत का प्रवाह कंठ को बंद कर रोक लें 
तो उसका उपयोग शरीर की वृद्धि ही में होगा। उसी अम्त-पान से 
बह अपने शरीर को जीवन की शक्तियों से पूर्ण कर लेगा और यदि तक्षुक 
भी उसे काट ले तो उसके शरीर में विष का संचार न होगा | 


१8० कबीर का रहस्पवाद 


२-अनहुद ५ ८ 
' योगी जन्न समाधिस्थ होता हैतो उसके शुत्य अथवा आकाश 
( ब्ह्मरंत्र के समीप के बातावरण ) में एक प्रकार का संगीत होता है 
जिससे बह मस्त होकर ईश्वर की ओर ध्यान लगाए रहता है | इस शब्द 
का शुद्ध रूप अनाहद है। यह ब्रह्रंत्र में निरंतर होता रहता है । 
४-इला ( इडा ) 
मेरुटंड के बाएँ झोर की नाड़ी जिसका अंत नाक के दाहिने ओर 
होता है | 
५-कहार ( पाँच ) 
पाँच शझानिन्द्रियाँ | 
आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा |: 
६&-काशी 
आशा-चक्र के समीप इडा ( गंगा या बरना ) और पिंगला ( यमुना 
या असी ) के मध्य का स्थान काशी ( वाराणसी ) कहलाता है। यहाँ 
विश्वनाथ का निवास है। 
इडा हि पिंगला ख्याता वाराणसीति होच्यते 
वाराणसी तयोम॑ध्ये विश्वनाथोत्र भाषितः | 
( शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १५० » 
७उ-किसान ( पंच ) 
शरीर में स्थित पंच प्राण 
उंदान, प्रान, समान, अपान और व्यान । 
उदान--मस्तिष्क में 
प्रान-छदय में 
समान--नाभि में 
अपान---गुद्य स्थान में 
व्यान--समस्त शरीर में . 


क्रबोर का रहस्यवाद ३ ६.९५ 


<-“चखंसम 

सत्पुरुष ( देखिए! माया की विवेचना! 
<-गंगा 

इडा नाड़ी ही गंगा के नाम से पुकारी जाती है। कभी कभी इसेः 
बरना भी कहते हैं। इस नाड़ी से सदेव अमृत का प्रवाह होता है यह: 
आ्राज्ा चक्र के दाहिने ओर जाती है। 
१०--गगंन 

( शून्य देखिए, ) 
११-घट 

शरीर । 
१२-चंद 

ब्रह्मरंध्र में सहख-दल कमल है । उसमें एक योनि है | जिसका मुर्कत 
नीचे की ओर है। इस योनि के मध्य में एक बंद्राकार स्थान हैं, जिससेः 


सदेव अमृत प्रवाहित होता है। यही स्थान कब्रीर ने चंद्र के नाम सेः 
पुकारा है । 


१३-चरखा 
काल-चक्र, ( देखिए पृष्ठ २७ ) 
१४-चोर ( पंच ) 
पंच विकार 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद । 
१५-जअमुना 
पिंगला नाड़ी का दूसरा नाम जमुना दहै। इसे श्रसी” भी कहते हैं | 
यह आशा-चक्र के बाएँ ओर जाती है | 
१६-जना (तीन) 
तीन गुश-- | 


*ये 8२ कंबीर का रहस्यवाद 


सत, रज, तम । 
: ९ ७-तरुबर 
मेरुदंड | 
.१८- त्रकुटी 
भोहों के मध्य का स्थान | 
:१६-ढाई 
पश्चीस प्रकृतियों । 
:२०--धंनुप 
( देखिए त्रिकुटी ) 
:२१-नागिनी 
मलाधार-चक्र की योनि के मध्य में विद्य ललता के आकार की सप्प 
की भाँति साढ़े तीन बार मुड़ी हुईं कुडलिनी है जो सुषुम्णा नाड़ी के 
. मुख की ओर है। यह सजनात्मक शक्ति है और इसी के जाणत होने से 
. योगी को सिद्धि प्राप्ति होती है । 
२-पंच जनता 


अद्वेतवाद के अनुसार विश्व केवल एक तत्व में निहित है--डस 
. तत्व का नाम है परबह्म । सृष्टि करने की दृष्टि से उसका दूसरा नाम है 
- मूल प्रकृति | मूल प्रकृति का प्रथम रूप हुआ आकाश, जिसे अंग्रेजी में 
*शथर ( ८767 ) कहते हैं। आकाश ( ईथर ) की तरंगों से वायु प्रकट 
. हुई | वायु के संघर्षण से तेज ( पावक ) उत्पन्न छुआ । तेज के संघर्षण 
से तरल पदाथ ( जल ) उत्पन्न हुआ जो अंत में दृढ़ ( पृथ्वी ) हो 
' जाता है। इस प्रकार मूल प्रकृति के क्रमशः पाँच रूप हुए जो पंच-तत्तों 
* के नाम से कहे जाते हैं :--- 

आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी | 

ये पाँचों तत्व क्रमशः फिर मूल प्रकृति में लीन हो सकते हैं | पृथ्वी 


कबीर का रह्स्यथचाद १६३ 


जल में, जल तेज में, तेज वायु में और वायु फिर आकाश में लीन हो 
सकता है और फिर अनंत सत्ता का एक प्रशांत साम्राज्य हो सकता है। 
यही अद्वैतवाद का सारभूत तत्त्व है। प्रत्येक तत्व की पाँच ग्रकृतियाँ भी 
हैं। इस प्रकार पाँच तत्त्व की पतच्चीस प्रकृतियाँ हो जातो हैं । वे क्रमशः 
इस प्रकार हैं :--- 

आकाश की प्रकृतियाँ--मन, बुद्धि, चित्त अ्रहंकार, अंतःकरण । 

वायु » »  प्रान, अपान, समान, उदान, ब्यान । 


तेज ,, +,. आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा | 

जल ,, शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध । 

पुथ्वी ,, » . दाथ, पैर, मुख, गुह्य, लिंग । 
२३-पिंगला 


मेरदश्ड के दाहिने ओर की नाड़ी। इसका अंत नाक के बाएँ 
ओर होता है। 
२४-पवन 
प्राणायाम द्वारा शरीर की परिष्कृत वायु । 
२५-पनिहारी (पंच) है 
पाँच गुण--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध । 
२६-बंकतालि 
(नागिनी देखिए) 
२७-महारस 
(अमृत देखिए) 
२८-मंदला 
(अनहद देखिए) 
२६-षट्चक 
सुषुम्धा नाड़ी की छः स्थितियाँ छुः चक्रों के रूप में हैं। उन चक्र 
१३ 


१६४ कबीर का रहस्यवाद 


के नाम हैं--- न 
मूलाधार, स्वाधिष्टान, मणिपूरक, अनाहद, विशुद्ध और आशा। 
.. अलाधघार चक्र ' _गुह्स्थान के समीप, 


स्वाधिष्ठान चक्र लिंग-स्थान के समीप, 

मणिपूरक चक्र नाभि-स्थान के समीप, 

अनाहद चक्र हृदय-स्थान के समीप, 

विशुद्ध चक्र कंठ-स्थान के समीप और 

आशा चक्र दोनों भौंहों के बीच ( त्रिक्रुटी में ) 


प्रत्येक चक्र की सिद्धि योगी की दिव्य अनुभूति में सहायक 
होती है | 


३०-सुरति 


स्मृति का अपश्रंश है। जिसका अर्थ “अनुभव की हुई वस्तु का 
सदबोध ( उस चीज़ को जगाने वाला कारण ) सहकार से संस्कार के 
आधीन ज्ञान विशेष है।! श्री माधवप्रसाद का कथन है कि सुरति 
'स्व॒र्त! का रूप है जिसका तातये है अपने में लीन हो जाना। कुछ 
विद्वान इसे फ़ारसी के सूरत-इ-इलमियाः का रूप बतलाते हैं। कबीर 
के आदि-मंगल” में सुरति का श्र्थ आदि ध्वनि से ही लिया जा सकता 
है जिससे शब्द उत्पन्न हुआ दै और त्रह्माश्रों की सृष्टि हुई :-- 

१ प्रथम भूर्ति समरथ कियो घट में सहज उपचार ।' 

४ तब समरथ के श्रवण ते मूल सुरति मे सार । 

शब्द कला ताते भई पाँच बह्म अनुहार ॥ (आदि मंगल) 

३१-सुन् 

ब्रह्मरंध्र का छिंद्र जो ( ० ) बिन्दु रूप होता है। इसी से कुण्ड- 
लिनी का संयोग होता दै। इसी स्थान पर ब्रह्म ( आत्मा )-का निवास 
है। योगी जन इसी रंध्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस छिंद्र के 
छः दरवाजे हैं, जिन्हें कुणडलिनी के अतिरिक्त कोई नहीं खोल सकता। 


क्र 


कबीर का रहस्थवाद ३8% 


प्राणायाम के द्वारा इसे बंद करने का प्रयत्न योगी जन किया करते हैं | 
इससे हृदय की सभी छ्ियाएँ स्थिर हो जाती हैं । 
३२-सूर्य द 

मूलाधार चक्र में चार दलों के बीच में एक गोलाकार स्थान है 
जिससे सदैव विष का ख्लाव होता है। इसी स्थान-विशेष का नाम सूर्य है 
जिससे निकला हुआ विष पिंगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित होकर नाक के 
दाहिनी ओर जाता है और मनुष्य को बृद्ध बनाता है। 
३ ३--पुपुम्ना 

इडा और पिंगज्ा नाड़ी के बीच में मेरुदंड के समानान्तर नाड़ी । 
उसकी छ स्थितियाँ हैं, जहाँ छुः चक्र हैं । 
२ ४--हँस 

जीव जो नव द्वार के पिंजड़े में बन्द रहता है | 


के 


(आ) स्फ़ीमत 


जात +० सिफ़त ४“+« 

सूफ़ीमत के अनुसार अहद ( परमात्मा ) के दो रूप हैं| प्रथम है , 
ज्ञात, दूसरा सिफ़त | ज्ञात तो जानने वाले? के अर्थ में और सिफ़्त ; 
जाना-हुआ? के अर्थ में व्यवह्वयत होता है। अतएव जानने वाला प्रथम ; 
तो अल्लाह है और जाना हुआ है दूसरा मुहम्मद्‌। ज्ञात और सिफ़त 
की शक्तियाँ ही अनन्त का निर्माण करती हैं। इन शक्तियों के नाम हैं 
नज़ल और उरूज | नज़ल का तात्पय है लय होने से ओर उरूज का 
ताथय है उत्पन्न अथवा विकसित होने से। नज़ल तो ज्ञात से उत्पन्न 
होकर शिफ़त में अंत पाती है और उरूज सिफ़्त से उत्पन्न होकर ज्ञात 
में अंत पाती है। ज्ञात निषेधात्मक है और सिफ़्त गुणात्मक | ज़ात 
सिफ़्त को उत्पन्न कर फिर अपने में लीन कर लेता है। मनुष्य की 
परिमित बुद्धि ज्ञात को सिफ़्त से भिन्न, ओर सिफ़्त को ज्ञात से स्वतन्त्र 
मानती है। 
हक़ 3० 

सभी धर्मों और विश्वासों का आधार एक सत्य है। उसे सूफ़ीमत में 
हक़ कहते हैं। उसके अनुसार यह सत्य दो बच्चों से आच्छादित है। सिर 
पर पगड़ी ओर शरीर पर अंगरखा | पगड़ी रहस्य से निर्मित है जिसका 
नाम है रहस्यवाद । अंगरखा सत्याचरण से निमित है जिसका नाम है 
धर्म । वह सत्य इन वस्तरों से इसलिए, ढक दिया है, जिससे अज्ञानियों की 
आँखे उस पर न पड़े या श्रज्ञानियों की आँखों में इतनी शक्ति ही नहीं 
है कि वे उस देदीप्यमान प्रकाश को देख सकें। सत्य का रूप एक ही है 
पर उसका विवेचन भिन्न-भिन्न भाँति से किया गया है। इसीलिए तो 
संसार में अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई | 


अहद हि. ० से | 
केवल एक शक्ति--ईश्वर । 


कबीर का रहस्थवाद १६७ 


है. 


बहुदत ७७०, 

एकांत अस्तित्व 
इश्क़ ३७० 

जब अहदद अपनी वहदत का अनुभव करता है तो उसके प्यार 
करने की शक्ति उसे एक दूसरा रूप उत्पन्न करने के लिए; बाध्य करती है। 
इस प्रकार प्रथम स्थिति में अहद श्राशिक़ बनता है और उसका उत्पन्न 
हुआ दूसरा रूप माशूक्त है। उत्पन्न हुआ अल्लाह का दूसरा रूप प्रेम 
में इतनी उन्नति करता है कि वह तो आशिक बन जाता है और अल्लाह 
माशूक् । सूफ़ीमत में अल्लाद माशूक् है और सूफ़ी श्राशिक़ । 
बक़ा ६:५0 

जीवन की पूर्णृता ही को बक़ा कहते हैं। यह अल्लाह की वास्तविक 


स्थिति है । मृत्यु के पश्चात्‌ प्रत्येक जीव को इस स्थिति में आना पड़ता 
है। जो लोग ईश्वर के प्रेंम में अपने को भुला देते हैं वे जीवन में ही 
बक़ा की स्थिति में पहुंच जाते हैँ । 


शरियत ७-8 

तरीक्रत +3५)५ हा 
सुफ़ीमत के अनुसार 'बका? के लिये साधनाएं, 

हकीकत ७-4४ 

मारफ़त (७४८० २७००० 

सितारा |, ) तारा 


महताब «००५० _ | चन्द्र 

आ्राफ़ताब ४ | सूर्य 

मदनियत का, खनिज अल्लाह के प्रादुर्भाब के सात रूप 
नबातात «०५७४ | वनस्पति 

हैवानात ४४) १६६० पशु 

इन्सान (० मानव 


' भचृ्थ 


नासूत ७७३०४ 
मलकूत ७०,४२७ 
जबरूत ४»9)१%- 
लाहूत «०१०४ 


हाहूत ५०३४ ५४ 


कबीर का रहस्यवाद 


मनुष्य अपने ही ज्ञान से इश्वर 
की प्राप्ति करने के लिए विकास 
की इन पाँच स्थितियों से होकर 
जाता है । प्रत्येक स्थिति उसे 
आगे की दूसरी स्थिति के योग्य 
बना देती है। इस प्रकार मनुष्य 
मानवीय जीवन के निम्नलिखित 
पाँच आसनों पर क्रमश३ 
आसीन होता जाता है--प्रत्येक का 
स्वभाव भी अलग अलग होता है। 


आदम #७ साधारण मनुष्य 
इंसान (#नले। ज्ञानी 
बली «?$ पवित्र मनुष्य 
,कुतुन कह महात्मा 
नबी | ५४४ रसूल / 

इनके क्रमशः पाँच गुण हें 
अम्मारा 5)५०| इंद्रियों के वश में, 
लौवामा «««9. प्रायश्चित करने वाला, 
मुतमेन्ना23&,«6००«० काय के प्रथम विचार करने वाला, 
आलिस (४० जो मन, क्रम, वचन से सत्य है तथा 
सालिम /#*५० जो दूसरों के लिए अपने को समर्पित 

करता है ! 
तत्त्व 

नूर ॥४ आकाश, . 
बाद ४५ « वायु, 


कबीर का रहस्यचाद १88 


गआतिश , #४ , तेज 


आन जल तथा 
खाक ५.५७. पथ्बी 
इन तत्वों के अनुसार पाँच इन्द्रियाँ मी हें 

१ बसारत »»,.०? देखने की शक्ति आँख, 
२ समाञ्रत » »'.«.«सुनने की शक्ति कान, 
हे नगहत ७« ५० सेंघने की शक्ति नाक, 
४ लज््ज्त «5! स्वाद लेने की शक्ति जीम तथा 
४ मुस (७० स्पर्श करने की शक्ति ल््चा 


इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा रू मुरशिद्‌ की सहायता से बका के लिए 
अग्रसर होती है। 
मुरशिद्‌ ७..... आध्यात्मिक शुरु या पथप्रदर्शक । 
मुरीद ७:)« वह व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से रहित है, बड़ा 
अध्यवसायी है और भ्रद्धा-पूर्वक अपने मुरशिद के आधीन है। 


दर्शन ओर स्वप्न 


खयाली «/५/४- जीवन के विचारों का प्रतिरूप 

क़लबी _2%४४ .._ जीवन के विचारों के विपरीत 

नक़शी «४४ किसी रूपक द्वारा सत्य कां निर्देश 

रूह्दी «»9) सत्य का स्पष्ट प्रद्शन 

इलाहामी «5५६१! पत्र अथंवा वाणी के रूप में ईश्वरीय 


संदेश का स्पष्टीकरण | 
गिजाई रूह ८9) «535 भोजन ( संगीत ) के सहारे ही श्रात्मा 
| परमात्मा के मिलन पथ पर आती है। संगीत 
में एक प्रकार का कंपन होता है जिससे 
आध्यात्मिक जीवन के कंपन की सृष्टि द्ोती है। 


- तरब ५)५७ 
राग ५.४, 
कौल (95 
निंदा ४०४ 
सऊत ४७॥० 


वेजद ०२१ 
नेबाज ;५३४४ 


कबीर का रहस्यवाद 


संगीत के पाँच रूप हैं :« 
शरीर को संचालित करनेवाला 
( कलात्मक ), 
मस्तिष्क को प्रसन्न करनेवाला 
( विज्ञानात्मक ), 
भावनाओं को उत्पन्न करनेवाला 
( भावनात्मक ), 
दर्शन अथवा स्वरूप में सुन पड़नेवाला 
( अनुभावात्मक ) तथा 
अनंत में सुन पड़नेवाला 
( आध्यात्मिक ) 
(7708259) आनंद । 
इन्द्रियों को वश में करने के लिए. साधन | 


वजीफ़ा «»5.४, विचारों को वश में करने के लिए साधन । 


ज़िकर ,४७ 
फ़िकर #:3 
कंसब कमल 
शग़ल , >#«# 
अमल ( |«०» 


ध्यानावस्थित होने के पाँच प्रकार 


शारीरिक शुद्धि के लिए, 

मानसिक शुद्धि के लिए, 

आत्मा को समझने के लिए, 

परमात्मा में लीन होने के लिए तथा 

अ्रपनी सत्ता का नाश कर परमात्मा को सत्ता प्राप्त 
करने के लिए । 


कबीर का रहस्यवाद 





घ्‌ 


हंसकूप 

गरभग ८० वर्ष हुए, विहार के स्वामी आत्माहंस ने इस हंसतीर्थ 

की स्थापना की थी। यह 'बी० एन० डब्लू० रेलवे पर भूँसी 
में पूर्व की ओर है | तीर्थ का रूप एक विकसित कमल के आकार का 
है। इसमें इडा, पिंगला और सुधुम्णा नाड़ियों का दिग्दशन भली 
भाँति कराया गया है। बाई” ओर यमुना के रूप में इडा है और दाहिनी : 
झोर गंगा के रूप में पिंगला। सुषुम्णा का विकास इस स्थान के 
उत्तरीय कोण में एक कूप में से हुआ है। स्थान के मध्य में एक 
खंभा है जो मेरदए्ड का रूप है । उस पर सर्पिणी के समान कु डलिनी 
लिपटी हुईं है। मेरुद्रड से श्रागे एक मंदिर है जिस पर त्रिकुटी लिखा 
हुआ है। जिकुटी के दोनों ओर आँख के आकार के दो ऊँचे स्थल हैं । 
त्रिकुटी की विरुद्ध दिशा में एक मंदिर है जिसमें अष्टटलः कमल की 
'मूति है। कुडलिनी मेरुदशड का सहारा लेकर अ्रन्य चक्रों को पार 
करती दुई इस अष्टद्ल कमल में प्रवेश करती है। यह स्थान बहुत 
र्मणीक है। कबीर के हठथोग को समझने के लिए यह तीर्थ अवश्य 
देखना चाहिए, । 


सहायक पुस्तकों की सी 
अंग्रेज़ी 


१. मिस्टिसिज्ष्म 
लेखक--इचजिन अंडरहिल 

२, दि प्रेसेज अवब्‌ इंटीरियर 
लेखक--आर ० पी पूलेन 
अनुवादक--लियोनोरा. एल० याकंस्मिथ 

३. स्टडीज़ इन मिस्टिसिज्म प्रेयर 
लेखक--आशर्थर एडवर्ड वेड 

४. पर्सनल आइडियलिज्म एएड मिस्टिसिज्ञम 
लेखक--विलियम राल्फू इनूज 

४, स्टडीज़ इन हीथेनडम्‌ एण्ड क्रिश्चियनडम्‌ 
लेखऋ--डा० ई० स्लेमन 
आनुवादक-- जी० एम० जी० हंट 

६, मिस्टिसिकल एलीमेंट इन मोहमेद . . 
छेखक--जान क्लाक आच'र 

७. दि योग फ़िलासफ़ी 

ह संप्रहकर्ता--भारु ० एफ० करभारी 

८. दि मिस्टिसिज्म अ्रव्‌ परसोनालिटी इन सूफ़ीज्म 
लेखक--रेनाइड ए० निकललसन 

६, दि मिस्टिसिज्म अबू साउंड 
लेखक--इनायत खाँ 


कबीर का रहस्यवाद २०३४ 


१०, हिन्दू मेटाफ़िज़िक्स 
लेखक--मन्मथनाथ साखी 
११. दि मिस्टीरियस कंडलिनी 
लेखक-- बसंत ज्ञी० रेले 
१२, योग 
लेखक--जे० एफ़० सौ० फुलर 
१३. दि पर्शियन मिस्टिक्स ( जामी ) 
 लेखक--हेडलेंड डेविस 
१४, दि पर्शियन मिस्टिक्स ( रूमी ) 
लेख#-- हे ड्जेंड डेविस 
१५, सूफ़ी मेसेज 
लेखक--इनायत खाँ 
१६. राजयोग 
लेखक--मनिलाल नाभूभाई द्विवेदी 
१७, कबीर एंड दि कबीर पंथ 
लेखक--वेकसट 
१८, दि आक्सफ़ड बुक अबू मिस्टिकल बस 
निकलसन ओर ली ( संपादक ) 
१९, बीजक | 
अट्टमदशाह 
कम हिन्दी 
१. बीजक श्री कबीर साहब का. 
( जिसकी पूणंदास साहेब, बुरहानपुर नागमरी स्थानवाले 
ने अपने तीचण बुद्धि द्वारा त्रिज्या की है ) 
२, कबीर ग्रंथावली 
संपादक-- श्यामसु दर दास बी० ए० 


२.०४ कबीर का रहस्यवाद 


३. कभीर साहब का पूरा बीजक 
पादरी अहमद शाइ 
' ४, संतबानी संग्रह १-०२ 
प्रकाशक --बेलवेडियर प्र स, इलादाबाद 
५, कच्नीर साहब की ग्यान गुइड़ी रेख़ते ओर भूलने 
प्रकाशक--बे खवे डियर प्रेस, इलाहाबाद 
:६, कबीर चरित्र बोध 
युगलानंद द्वारा संशोधित 
७, योग-दर्पण 
लेखक--कल्तोमल एस० ए० 
पर, कबीर वचनावली 
भ्रयोध्यालिंद उपाध्याय 
फारसी 
'१, मसनवी 
जन्बालुद्दीन रूमी 
२, दीवान-ए, शमसी तबरीज् 
२. तज़किरातुल औलिया 
मुहम्मद अब्दुल अद्दद ( संपादक ) 
'४. दीवान जामी 
संत्कृत 
१, योग-दशेन-नवयतंजलि 
2२, शिवसंहिता 
अनुवादक -- श्रीशर्च दर 
३. घेरंडसंहिता 
अनुवादक--कीशचंद्र वसु 


'सीशअउसकीअरिकद/ाप्मपरांमममज सब जतकाप फल अत पाकिी 


कबीर के पदों की अनुक्रमणी 


ञ्रं 
अकथ कहानी भेम की कु कही न जाई 4४८ 
अजहूँ बीच केसे दरसन तोरा १४६ 
अघ न बस इहि रांह गुसाई १२७ 
अब में जारि बोरे केवल राह की कहानी १४४ 
शब मांहि ले चल नण॒द के घीर आपने देसा १२२ 
* झब घट भये राम राई १५२ 
झवधू ऐसा ज्ञान विचारी ११२ 
झवधू गगन मंडल घर कीजे १२४ 
अवधू मन मेरा मतिवारा १२८८ 
अचपधू सा जोगी गुरु मेरा १४२ 
शा 
आऊंगा न जाऊंगा मरूशा न जिकंगा १४७ 
उ 
डउल्तटे जात कुल दोऊ बिसारी १२४ 
कक 
कब ट्रेखूं मेरे राम सनेहीं १९४ 
कियो सिंगार मिलन के तांई १११ 
कोई पीचे रे रस राम का, जो पीचे सो जोगी रे १३० 
को थीने प्रेम लागी री, माई को बीने १२० 


ग 
गरान रसात्न चुए मेरी भाटी 4२९ 


१०५ कंबीर का रहस्यवाद 


घ्‌्‌ 

धृंघट के पट खोल रे १६३ 
त्च । 

चखौ सखी जाइये तहां जहां गये पाइयें परमानंद १०६ 
जञ 

जनम मरन का अम गया गोदिंद लब लांगी १२५४ 

जो चरखा जरि जाय बढ़ेया ना मरे ११७ 

जंगल में का सोवना औषट है घाटा १ शै८ 
भ्क क 

मीनी झोीमी चदरिया १६७ 
त्‌ 

तोरी गठरी में लागे चोर बदोदिया का रे सोबे १९८ 
द॒ 

दरियाव की लहर द्रियाव है ज्ञी १२६ 

दुल्नद्दिनी गावहु मंगलचार १०३६ 

दूभर पनियां भरया न जाई १३१ 

देखि देखि जिय अचरज होई ... १४२ 
सं 

नैहर में दर्ण तगाय आइ चुनरी १६४ 

नैहरवा इमका नहिं भावे . 7 ३४३ 
धघ्‌ 

परोसिन मांगे कंत हमारा ११ 

पिया ऊ'ची रे अटरिया तोरी देखन चल्ी १६२ 


पिया मोरा जागे में केसे सोइ री १४६ 


कबीर का रहस्यचाद 


ब 
बहुत दिनन यें मैं प्रीतम पाये 
बहुरि हम काहे क॑ अवाहिंगे 
बादहा आव हमारे गेह रे 
बोलो भाई राम की दुद्दाई 

भ्‌ 
'भ्ते नींदो, मरते नींदो लोग 
'अंवर डड़े बग बैठे आई 


से 
सन मस्त हुआ तब क्‍यों बोले 
मेरे राम ऐसा खीर बिल्तोश्ये 
में डारे डोरे जाऊँगा, में तो बहुरि न भौजलि आडँगा 
मैं सबनि में औरनि में हूँ: सब 
मैं सासने पीव गॉहनि आई 
सोको कहां ढंढे बंदे में तो तेरे पास में 
मरी चुनरी में परि गयो दाग पिया 
य्‌ 
ये अखियोँ अससानी हो पिया सेज चलो 
र्‌ 
रास बान अन्ययाले तीर 
राम बिन तन की ताप न जाई 
' रे मन बेढि किते जिनि जासी 
त्तृ 
लावी बाबा आगि जल्नावो घरा रे 
'खोका ज्ञानि न भूल्ो भाई 


११६ 
१४१ 


३९७ 
१२३ 
१२१ 
१४३ 
११३ 
हक: कै 
१६२ 


३६० 


१३६ 
१३३ 


4२ 
१४६ 


श्ण्घः कबीर का रहस्यवाद 


4 । 
विष्णु ध्यान समान करे रे 
' थे दिन कब भादेंगे मई 
सर 
सतगुर है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी 
सरवर तट इंसिनी तिसाई 
सो जोगी जाके सहज भाई 
हु | 
हम सब सॉहि सकल हम मोँदि 
हरि को बिलौचनो दिलोह मेरी माई 
हरि ठग जग की ठगोरी लाई 
हरि मेरा पीच माई हरि मेरा पीव 
है कोई गुरु ज्ञानी जरा उलटि बेद बूमे 
है कोई दिल्ल दरवेस तेरा 


की 


१३६ 


६०४८ 


३६६ 
१३४ 
१३७ 


१४३ 
११३४ 
११६ 
११५ 
१३७० 
१४६ 


नामालुक्रमणी 


अशिमा ८२ 
अचित डर 
अच्छुर ४२ 
अद्वेतवाद , २०, २४ 
अनलहक़ २२ 
अन॑त संयोग १०० 
अंडरहिल (इवलिन) ८, ३६, ५०, 

४५, ७, 
अपरियग्रह ७०, ७५ 
अपान ७६ 
अबुल अल्लाह ३६ 
अगम्गृत प्य६्‌ 
अल हल्लाज मंसूरी श्८, रेप 
अलमबुश ७५, 
त्र्सी ८:5६ 
अस्तेय ७०, ७४, ६१ 
अहद (मुहम्मद अबदुल) १५ 
अहिंसा, ... » ७०, ७४ 
आगस्टाइन (सेंट) १२ 
आदि मंगल ४२ 
आदि पुरुष १३ 


आनंद ४२, ४३, ४२, *८, १६ 
आवतंन 


१०० 


९४ 


आसन ७०, ७१, ७२, ७५, 
आकार डर 
अंडज ही &- 
श्च्छा ४२ 

इनायत ख़ाँ ( प्रोफ़ेसर ») ३७ 
इंज (विलियम राल्फ ) १०३ 
इबलिस ६३ 
इश्क़ हक़क़ी ६६ 
इड़ा ७२, ७५४, ७६, ८६ 


ईश्वर ३, १२, १३, १५, २२, 
२४, ३३ 9 ३२५, ३७-४० श प२-भ2 


४८, ६०, ९६९१, ६४, ९६-६८, 
७०, ६१, ६०२, ६४; ६६, €प, 
१०४ 

--प्रणिघान ७० 

इसप ३४ 
उग्मासन ७० 
उदान छ६ 
उद्धिज ४५ 
उमरा ६६ 
उल्टवाँसियाँ ३, ७, २६ 
कन्नीर पंथी ४२. 
कात्रा ३६, ६७ 


२१० 
काल-चक्र ३२ 
कुरान हा 
कुहू | उप, 
कुंडलिनी ७४,७७,७८,७६,८० ८६ 
कंसक ७१ 
“सरवेमेद ७६ 
कृम ७६ 
कैथराइन ५७, भर 
कोलरिज १० 
कंकर ७६ 
खुमार र्३्‌ 
गणेश ७७ 
गधा ६३ 
गंधारी ७५ 
शिज्ञाए रूह १०४ 
गँगे का गुड़ २५ 
गेंगलिएटेड काइ स ७६ 
गोविंद ६० 
घेरंडसंहिता ६६, ७६. 
चंद्र व्य्द्‌ 
नचरखा ३०, ३४ 
प्चक्र 
अनाहद ध्य्रे 
आशा ट्प्‌ 
मणिपूरक प्र 


मुलाघार ७६, ८?, ८५६, ८७ 
विशुद्ध प्प्ड 


कबीर का रहस्यवाद 


स्वाधिशुन ८१, ८२ 
जरसन १०७ 
जामी २३, रे८ 
जा्ज हरबर्ट १२ 
जेन्स (प्रोफेसर) हे 
टामसन १० 
डायोनिसस १०० 
तक़ी (शेख) ६ 
तबरीज़ (शमसी) ६, ५० 
तक्षुक सर्प प्य्छ 
तज़किशतुल औलया श्पू 
तपस्या ७० 
तरीक्त र्‌र्‌ 
ताना बाना ३० 
त्रिकुटी व्य्भ 
त्रिबेनी ष्प£्‌ 
दामाखेड़ा ४४, 
दारदरी सिद्धि ट्र्० 
दिरहम ६७ 
देवदतत ७६. 
द्वेतवाद ६४ 
धनंजय * 37 छह 
घारणा ७०, ७३, ७५, पल, ८८ 
ध्यान ७०, ७३, ७४, कप, पि 
नाग छह 
निकल्लसन १४, रै८, रुप 
नियम ७०, ७२ 


कबीर का रहस्थवाद 


निरंजन ४०, ४३ 
पतंजलि ६६, ७०, ७३ 
पश्मासन ७० 
पविन्नता 9० 
पिंगला ७१, ७५, ७६, ८५६ 
पिंडज ४५ 
पीर ६२ 
पुक्षेन १०३, १०४ 
पूरक ७१ 
पुष्य छप्‌ 
फैशम्बर दर्द 
पंच प्राण ७९ 
प्रत्याहार ७०, ७२ 
प्राण ७६, ८७ 
प्राणायाम ७०, ७१, ७२, ७१., 
७९६, ८७, ८प 
प्लेटो ३४ 
प्लेक्सस 
कारडियक धरे 
केवरनस ्य्ध 
फैरंगील 328 
बेसिक " ७७ 
सोलर दर 
हाइपोगास्ट्रिक ८१ 
फ््ना श्र 
फ्रायड हरे 
बफ़ा ग्र्‌ 


२११ 
बाइबिल ३६ 
बायज़ीद (शेख़) ६६, ६७, है८ 
बिन्दु प७, पंप 
बीजक ३, ४२ 
व्र्ह्म 

“चक्र ७६ 
-+चर्य ७०, ७४ 
--रंध्र ७६,७७;८६,८८, 
ब्रह्मा ४२-४४ 
बतरा श्ड 
बढ़ुई ३१ 
बाबा ३१ 
ब्लेक ३४ 
ब्लेकी (जान स्टुअट) १७ 
मक्का ६६ 
महेश ४४, ४५४. 
मध्वाचार्य ६५४ 
साया. ३,२१,२२,२४,४०-४५ 
| ५३,६४ 

मारिफ़त श्र 
मार्टिन प्र 
मूसा २४ 
मेक्थिल्ड ३६ 
मेरी (मारगेरेट) १०२ 
मेरु दंड ७६, ७७ 
यम ७०, 3२, ७४ 
यशघ्विनी उप, 


२१२ 
योग द८, ७७ 
कम धर, ६६ 
--मंत्र ६८, ६६ 
“+राज ६८, ६६ 
-+सूत्र 2, ७३ 
>5हिटठ दृ८, ६६ 
--+ज्ञान ६८, ६६ 
र्मैनी २,४०,४१,४३,४५ 
रवीन्द्रनाथ ठेगोर १०० 
रहस्यवाद 
“-अमभिव्यक्ति २६ 
“-परिसाषा ७ 
--परिस्थितियाँ श्३्‌ 
--विशेषताएँ ३५. 
रँह्‌टा ३० 
रसूल श्पू 
रागिनियाँ ४४, 
राबेआा १७ 
रामानंद ६,द्द्८ 
रूपक २९,३०,३२,३४,६५. 
“भाषा न्‌्६्‌ 
रूमी (जलालुद्दीन) १२,२३,६२, 
६१,६२,६४,६६,६८ 
रेखबता ६०,८८,६६ 
रेल ७६ 
रेचक ७७१ 
रोलिन १०२ 


कबीर का रहस्यवाद 


लघिमा दर 
लब्बयक रू 
लियोनार्ड 2०४: 
लो श्द 
लोव्‌ अबू इंटेलिजेंस ७६ 
लौ र्रे 
वरुण ८६ 
वायु ६४, ७६, ८४० 
वाराणसी ष्र्््‌ 
विश्वनाथ थ्य्द्‌ 
विष्णु ४३,४५४ 
विवाह (आध्यात्मिक ४७ 
वेगस नव ध्ष्य 

वेट (ई० ए०) १०० 
व्यान ७६ 
शब्द ३,२१,४०,४९१,४४,४५,५४ 
दं८,७३,७५, 

शरियत श्र 
शिवसंहिता ७०,७१,७४--८७ 
श्त्य ४२ 

शैतान ६२ 
शंखिनी *. +» छू 
शंक्र २०,४५६ 

श्रुतियाँ ४२ 

सत्पुरुष. २,२४,४०-४५,७०,७४ 
सत्य ७०,७९४ 
समभ्री ३१, हे रे 


कबोर का रहस्यवांद 


समान हि ७६ ' 
समाधि ७०,७३,७प,८प,न६ 
सरस्वती प्र 
सर्वनाम (मध्यमपुरुष ) रद 
सहज ४२ 
सहख दल कमल ७७,८६,८७ 
सालोमन ३४ 
सिद्धासन '. ७9७० 
सीताराम (लाला) ह 
सुन व्य्द 
सुधुम्णा ७५,७६-७८५,८६ ८७ 
स्क़ २२ 
सूफ़ो १४,२२,२७,१०४ 
“मरते १४,२०-२४,४७,४८ 
--मत और कबीर ६१ 


सूये 
सोडह 
संतोष ॥ 
संयम 
सखस्तिकासन 
स्वाध्याय 
स्वेदज 
हक़ीक़त 
ह्ह््ज 
हरबर्ट (जाज) 
हस्तजिद्दा 
हाल 
हिन्दुस्तान 
हुसामुद्दीन 
होमर 


श्् 


०.9 


